रजिस्ट्री सं . डी . एल .- 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी . जी .- डी . एल.- अ .-03022020 - 215873 

CG- DL- E- 03022020 - 215873 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप- खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 58 ] 
No . 58 ] 


नई दिल्ली , रविवार, फरवरी 2, 2020/ माघ 13, 1941 
NEW DELHI, SUNDAY , FEBRUARY 2 , 2020 /MAGHA 13 , 1941 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 फरवरी, 2020 

सं . 01/ 2020 -सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 61 ( अ ). — केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) 
और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51 ) की धारा 3 की उपधारा (12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , यह समाधान हो जाने पर , कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की 
अधिसूचना सं . 50/ 2017 -सीमाशुल्क तारीख 30 जून , 2017 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) में 
सा . का . नि . सं . 785 ( अ), तारीख 30 जून , 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी , का निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , 
I. सारणी में , - 


( 1 ) क्रम सं . 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी , 
अर्थात् : 
(1) (2) 

(3) (4) (5) (6) 
01012100 

शुद्ध वंशज प्रजनन अश्व | कुछ नहीं 


" 3क . 


667 GI/ 2020 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3(i) ] 


( 2 ) क्रम सं . 5 , क्रम सं . 7 , क्रम सं . 7क , क्रम सं . 7ख, क्रम सं . 8, क्रम सं . 9 , क्रम सं . 10 , क्रम सं . 11 , क्रम सं . 18 और 

उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 


( 3) क्रम सं . 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : - 


| " 28 . | 0802 9000 


स 


भी माल 


30 % 


- 


- "; 


( 4) क्रम सं. 36, क्रम सं . 38, क्रम सं. 40, क्रम सं . 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 
( 5) क्रम सं . 55 के सामने , स्तंभ ( 6 ) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9 ” रखी जाएगी ; 
( 6) क्रम सं . 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 


( 7 ) क्रम सं . 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


" 57 . 


1511 1000 


कच्चा ताड़ तेल 


44 % 


( 8 ) क्रम सं . 58, क्रम सं .59, क्रम सं . 68, क्रम सं .69 , क्रम सं . 72, क्रम सं . 78, क्रम सं . 83, क्रम सं . 88क , क्रम सं . 
__ _ 89, क्रम सं . 92, क्रम सं . 93, क्रम सं . 94 , क्रम सं . 95 , क्रम सं . 98, क्रम सं . 99 , क्रम सं . 105 , क्रम सं . 108 , 

क्रम सं . 113, क्रम सं . 115 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 


( 9 ) क्रम सं . 139 के सामने , स्तंभ ( 3) में , मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएंगी , अर्थात् : 


"(ii) अत्यंत निम्न सल्फर ईंधन तेल (वीएलएसएफओ) जिसमें आईएसओ 8217: 2017 आरएमजी 380, गाढ़ापन 

सीएसटी 220-400 मानक / समुद्रीय ईंधन तेल 0.5 % ( एफओ)” हो ; 
( 10 ) क्रम सं . 147 के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: 

“ क्र . सं . 150, क्र .सं . 151 , क्र . सं . 153 में उल्लिखित माल और उप शीर्ष 2713 11 या 2713 12 के अधीन 

आने वाले पैट्रोलियम कोक से भिन्न सभी माल ( नेफ्था के सिवाय )" ; 
(11) क्रम सं . 148 , क्रम सं . 149, क्रम सं . 152 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 


( 12 ) क्रम सं . 157 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की 

जाएंगी, अर्थात् : - 


( 4 ) 


| ( 5) | (6 ) 


(1 ) 
| " 157क . 


( 2 ) 
2713 12 10 , 
2713 1290 


( 3) 
कैल्सिनाइड पैट्रोलियम कोक 


7 . 5 % 


( 13) क्रम सं . 160 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 


( 14) क्रम सं . 169 के सामने , स्तंभ ( 2 ) में प्रविष्टि के स्थान पर " 28 ( 2801 , 2802, 2803, 2804 , 2805, 2809 

20 10 , 2810 00 20 , 2814, 2823 00 10 और 2843 के सिवाय ) ” प्रविष्टियां रखी जाएगी; 


( 15 ) क्रम सं . 170 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; 


( 16) क्रम सं . 177 के सामने , स्तंभ ( 3 ) में प्रविष्टि के स्थान पर “ फास्फोरिक अम्ल ” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 


( 17 ) क्रम सं . 205 , क्रम सं . 212, क्रम सं . 220 , क्रम सं . 243, क्रम सं . 244, क्रम सं . 245 , क्रम सं . 246, क्रम सं . 247 

और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(18) क्रम सं . 262 के सामने, स्तंभ ( 2) में प्रविष्टियों के स्थान पर , “ 3901 से 3915 (3904 और 3908 के सिवाय) " 

प्रविष्टियां रखी जाएगी ; 


( 19 ) क्रम सं . 263, क्रम सं . 264, क्रम सं . 266 , क्रम सं . 274, क्रम सं . 275 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप 

किया जाएगा; 


( 2 ) 


( 20 ) क्रम सं . 277 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की 

जाएंगी, अर्थात्: - 
( 1 ) 

(3) 

(4) | (5) | (6) । 
" 277क. | 3920 10 99 | शीर्ष 8523के अधीन आने वाले स्मार्ट कार्ड के | 5 % 

विनिर्माण में उपयोग के लिए कैलेंडर्ड प्लास्टिक 
शीट 


9 " . 


( 21) क्रम सं . 278, क्रम सं . 286 और क्रम सं . 287 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 


( 22 ) क्रम सं . 293 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की 

जाएंगी , अर्थात् : - 
(1) (2 ) 

( 4) | (5) | (6) 
" 293क . | 48 | अखबारी कागज - 

5 % - 31 ; 


(i) 28 से . मी . से अधिक चौड़ाई के रोलों या स्ट्रिपों में ; 


या 


293ख 


| - 


| 


31 "; 


(ii) आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है ) शीट , 

खुली हुई स्थिति में , जिसमें एक तरफ की चौड़ाई 
28 से . मी . से अधिक और दूसरी तरफ की 15 से . मी . 

से अधिक हो ; 
48 | अखबारी कागज के मुद्रण के लिए प्रयुक्त किसी प्रकार का 5 % 

अविलेपित कागज , जिसके भार के आधार पर कुल फाईबर 
अंतर्वस्तु में कम से कम 50 % ऐसे काष्ठ फाईबर से मिल 
कर बना है जिसे प्रत्येक ओर से 2. 5 माइक्रो मीटर 
( माइक्रोन ) से अनधिक भार में 40 ग्राम प्रति वर्ग मीटर 

और भार में 65 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से अनधिक के सर्फेस 
रफनेस पार्कर प्रिंट सर्फ (1एमपीए) वाले साइज्ड या 
अत्यंत हल्के साइज के मैकेनिकल या रसा -मैकेनिकस 
प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त किया गया है 


( 23 ) क्रम सं . 296 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की 

जाएंगी , अर्थात् : - 


( 1 ) 


(4) 


(5 ) | 


(6 ) 


(2 ) 
4810 


" 296क. 


5 % 


9 "; 


( 3) 
पत्रिकाओं के मुद्रण के लिए वास्तविक | 
उपभोक्ताओं द्वारा आयातित हल्के भार 
वाला विलेपित कागज , जो 70 ग्राम 
प्रति वर्ग मी . तक भार वाला हो 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


___ [ PART II _ SEC . 3(i)] 


( 24 ) क्रम सं . 304 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की 

जाएंगी , अर्थात् : - 


( 1 ) 


( 2 ) 


(4) 
कुछ नहीं 


(3) 
कागजी मुद्रा 


(5) 
कुछ नहीं 


( 6) 
-"; | 


" 304क. 


4907 00 20 


( 25 ) क्रम सं . 331 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 


( 26) क्रम सं . 344 के सामने , स्तंभ ( 4 ) में , स्तंभ ( 3) की मद सं . (ii) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर " 0. 5 % " प्रविष्टि 

रखी जाएगी; 
( 27 ) क्रम सं . 346 के सामने , स्तंभ ( 4) की प्रविष्टि के स्थान पर “0.5 % ” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
( 28) क्रम सं . 347 के सामने, स्तंभ ( 4) की प्रविष्टि के स्थान पर " 0. 5 % " प्रविष्टि रखी जाएगी ; 


( 29 ) क्रम सं . 348 के सामने, स्तंभ ( 4) की प्रविष्टि के स्थान पर “0. 5 % " प्रविष्टि रखी जाएगी ; 


( 30) क्रम सं. 360 के सामने, स्तंभ ( 4) की प्रविष्टि के स्थान पर “0. 5 % ” प्रविष्टि रखी जाएगी; 
( 31) क्रम सं . 361 के सामने , स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “0. 5% ” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
( 32) क्रम सं. 362 के सामने, स्तंभ ( 4) की प्रविष्टि के स्थान पर “7.5 % ” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
( 33) क्रम सं. 364 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की 

जाएंगी , अर्थात् : - 
" 364क 7112 | स्पेंट केटलिस्ट या राख जिसमें कीमती धातु अंतर्विष्ट हो ; 11.85 % - 9 और 

106 "; 


( 34) क्रम सं . 377 के सामने, स्तंभ ( 3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 


“निम्नलिखित से भिन्न सभी माल, 


(i) क्रम सं . 377क के सामने उल्लिखित माल ; 
(ii) क्रम सं . 377ख के सामने उल्लिखित माल; 

(iii) शीर्ष 7323 के अधीन आने वाले माल" ; 
( 35 ) क्रम सं . 386, क्रम सं . 388, क्रम सं . 389 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 
( 36) क्रम सं . 397 के सामने , स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “7.5 % ” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
( 37) क्रम सं . 398, क्रम सं . 401, क्रम सं . 411, क्रम सं . 412 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 
( 38 ) क्रम सं. 415 के सामने , - 

(i) स्तंभ ( 3) में मद ( ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी 

जाएंगी, अर्थात् : 
"( ख ) केटेलिटिक कनवर्टर या इसके पुर्जी के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् : 
(i) कच्चा सब्सट्रेट (सिरामिक) 

वाशकोटेड सब्सट्रेट (सिरामिक ) 
(ii) कच्चा सब्सट्रेट ( धातु ) 
( iv) वाशकोटेड सब्सट्रेट ( मेटल ) 


[ भाग II – खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(v) ( टैरिफ मद 7314 14 10 के अधीन आने वाले) स्टेनलेस स्टील वायर क्लोथस्ट्रिप 

(vi) वाश कोट " ; 

( ii ) स्तंभ ( 4 ) की प्रविष्टि के स्थान पर , दोनों स्थानों पर अंक “7. 5 " प्रविष्टि रखी जाएगी । 
( 39) क्रम सं. 415 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की 
जाएंगी , अर्थात्: - 
( 1) (2) 

( 4) (5) | (6 ) 
" क415. | 7110 प्लेटिनम या पेलेडियम का निम्नलिखित के विनिर्माण 7. 5 % 

में उपयोग हेतु : 


___ ( 3 ) 


9 ". 


( i) शीर्ष 2843 के अधीन आने वाले सभी माल 

जिसके अंतर्गत नोबल मेटल कंपाउंड और 

नोबल मोटल सोल्यूशन भी हैं ; 
(ii ) उपशीर्ष 3815 12 के अधीन आने वाले 

सभी माल । 


( 40 ) क्रम सं . 447 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; 


( 41) क्रम सं. 448 के सामने , स्तंभ (3) की , मद (क ) में , उप -मद (x) का लोप किया जाएगा ; 
( 42) क्रम सं . 451 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की 

जाएंगी , अर्थात्: - 
___ (1) (2) 

(4) । (5) | (6) 
" 451क . 

841989 10 दाब -पात्र से भिन्न सभी माल | 7.5 % - - -"; 


(3 ) 


( 43 ) क्रम सं . 456, क्रम सं . 457 , क्रम सं . 459 , क्रम सं . 465 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 


( 44 ) क्रम सं . 468 के सामने, स्तंभ ( 3) में मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी , अर्थात् : - 


“(ii ) सेलूलर मोबाइल फोनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए फिंगरप्रिंट रीडर / स्कैनर से भिन्न फिंगरप्रिंट 

रीडर/स्कैनर"; 
( 45 ) क्रम सं . 474, क्रम सं . 483 , क्रम सं . 484 , क्रम सं . 486 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 


( 46 ) क्रम सं . 489क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की 

जाएंगी , अर्थात्: - 


(4) | (5) | (6 ) 


9 "; 


कुछ 
नहीं 


___ (1) 

( 3) 
" 489ख . | 8518 | टैरिफ 8518 10 00 के अधीन आने वाले माइक्रोफोनों के 

विनिर्माण के उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात्: - 
(i) माइक्रोफोन कार्टेज ; 
( ii ) माइक्रोफोन होल्डर; 
(iii) माइक्रोफोन ग्रिल ; 
(iv ) माइक्रोफोन बाडी । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i )] 


(47) क्रम सं. 506 के सामने , स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी , अर्थात् : - 
“( क) टैरिफ मद 8517 62 30 के अधीन आने वाले ब्रोडबैंड मोडेम के विनिर्माण में उपयोग हेतु पुर्जे, संघटक 

और साधित्र, निम्नलिखित मदों से भिन्न , अर्थात् : - 
(i) पोपुलेटिड मुद्रित सर्किट बोर्ड ; 

(ii ) चार्जर या पावर एडेप्टर 
( ख) उपरोक्त पुर्जे -के अंतर्गत आने वाली मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए उप (क)”; 
( 48) क्रम सं . 507 के सामने, स्तंभ ( 3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् : - 
"( क ) टैरिफ मद 8517 62 90 के अधीन आने वाले राउटरों के विनिर्माण में उपयोग हेतु पुर्जे, संघटक और 

साधित्र, निम्नलिखित मदों से भिन्न , अर्थात् : 
(i) पोपुलेटिड मुद्रित सर्किट बोर्ड ; 

(ii ) चार्जर या पावर एडेप्टर 
( ख) उपरोक्त (क) के अंतर्गत आने वाली मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए उप -पुर्जे "; 
( 49) क्रम सं. 508 के सामने , स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् : - 

“( क ) टैरिफ मद 8517 69 60 के अधीन आने वाले इंटरनेट प्राप्ति हेतु सेटअप बक्सों के विनिर्माण में उपयोग 
हेतु पुर्जे , संघटक और साधित्र, निम्नलिखित मदों से भिन्न , अर्थात् : 

(i) पोपुलेटिड मुद्रित सर्किट बोर्ड ; 

(ii ) चार्जर या पावर एडेप्टर 
( ख) उपरोक्त (क) के अंतर्गत आने वाली मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए उप -पुर्जे"; 
( 50) क्रम सं. 510 के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : 
"(क ) टैरिफ मद 8528 71 00 के अधीन आने वाले टेलीविजन के लिए रिसेप्शन उपकरण के विनिर्माण में 
प्रयोग, किंतु जो किसी वीडियो डिस्प्ले को समाहित करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हों , पुर्जे, संघटक 
और साधित्र, निम्नलिखित मदों से भिन्न , अर्थात् : 
(i) पोपुलेटिड मुद्रित सर्किट बोर्ड ; 
( ii) चार्जर या पावर एडेप्टर 

( ख) उपरोक्त ( क) के अंतर्गत आने वाली मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए उप -पुर्जे "; 
( 51) क्र . सं . 515 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 


( 52 ) क्रम सं . 524 के सामने , स्तंभ ( 3) की मद ( 2 ) के सामने स्तंभ ( 4 ) में प्रविष्टि के स्थान पर " 40 % " प्रविष्टि 1 

अप्रैल , 2020 से रखी जाएगी ; 


(53) क्रम सं . 525 के सामने , स्तंभ (3) में , 

( क) मद (1) की उप -मद (क) के सामने, स्तंभ (4) में “15 % " प्रविष्टि, 1 अप्रैल , 2020 से रखी जाएगी ; 
( ख) मद (1) की उप -मद ( ख) के सामने , स्तंभ (4) में " 25 % ” प्रविष्टि , 1 अप्रैल , 2020 से रखी जाएगी ; 

( ग) मद (2) के सामने स्तंभ ( 4) में प्रविष्टि के स्थान पर “40 % ” प्रविष्टि, 1 अप्रैल , 2020 से रखी जाएगी ; 
( 54) क्रम सं. 526क के सामने , स्तंभ (3) में , 

( क ) मद ( 1) की उप - मद ( क) के सामने स्तंभ ( 4) में प्रविष्टि के स्थान पर "15 % ” प्रविष्टि , 1 अप्रैल , 2020 से 
रखी जाएगी ; 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ख ) मद (1 ) की उप - मद ( ख ) के सामने स्तंभ ( 4) में प्रविष्टि के स्थान पर “ 30 % ” प्रविष्टि , 1 अप्रैल, 2020 से 
रखी जाएगी ; 


( 55) क्रम सं. 531क के सामने , स्तंभ ( 3) में , 


( क ) मद ( 1 ) की उप - मद ( क ) के सामने स्तंभ ( 4 ) में प्रविष्टि के स्थान पर “ 15 % " प्रविष्टि, 1 अप्रैल , 2020 से 
रखी जाएगी ; 


( ख) मद (1) की उप -मद ( ख ) के सामने स्तंभ ( 4) में प्रविष्टि के स्थान पर “ 25 % ” प्रविष्टि , 1 अप्रैल , 2020 से 
रखी जाएगी ; 


( 56 ) क्रम सं . 539क के सामने , स्तंभ ( 6 ) में प्रविष्टि के स्थान पर “ 107 " प्रविष्टि रखी जाएगी ; 


( 57 ) क्रम सं. 603 के सामने स्तंभ (3)में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी ,अर्थात् : 


“ जल आपूर्ति परियोजना 


स्पष्टीकरण - अधिसूचना सं . 42/ 96 - सीमाशुल्क तारीख 23 जुलाई , 1996 [ सा . का . नि . 294( अ ) तारीख 23 जुलाई , 
1996] के शीर्ष 9801 की मद सं . 26 और मद 26क के अधीन अधिसूचित जल आपूर्ति परियोजना"; 


( 58 ) क्रम सं . 612 के सामने स्तंभ ( 3) की मद ( घ ) में "विलो क्लेफ्टस ” प्रविष्टि के स्थान पर विलो क्लेफ्टस , विलो " 
प्रविष्टि रखी जाएगी ; 


II . उपाबंध में , 


(i) 
(ii) 


शर्त सं . 1, 8, 11, 23, 37, 46 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 
शर्त सं. 51 के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् : 


| ".51 


( 1 ) यदि आयातकर्ता, आयात के समय , सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त 

को , यथास्थिति , ऐसे अधिकारी से , जो भारत सरकार के उर्वरक विभाग में उप सचिव की 
पंक्ति से नीचे का न हो , से ऐसा प्रमाणपत्र देता है कि माल विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए 
अपेक्षित है और ऐसा अधिकारी इस छूट को अनुदत्त करने की सिफारिश करता है ; 


2 ) सारणी के क्र . सं . 408 के सामने स्तंभ ( 3) की मद ( ख ) के अंतर्गत आने वाले माल के 

आयात का मूल्य उक्त प्रविष्टि के स्तंभ ( 3) की मद ( क ) के अधीन आने वाले आयातित माल 
के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ; 


( 3) यदि आयातकर्ता, यथास्थिति , सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त को इस 

आशय का एक वचनबंध देता है कि उक्त आयातित माल का उपयोग ऊपर विनिर्दिष्ट 
प्रयोजनों के लिए किया जाएगा और ऐसे प्रयोजनों के लिए माल का उपयोग करने में 
उसके असफल होने की दशा में , वह उक्त आयातित माल पर , यदि इस अधिसूचना के 
अधीन छट न दी गई होती तो उद्गृहणीय शुल्क और आयात के पहले ही संदत्त शुल्क के 
बीच के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


(iii) 


शर्त सं . 78 में , 


( क ) खंड (ii ) का लोप किया जाएगा ; 


( ख) खंड (iii), खंड (ii) के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएगी और ऐसी पुनः संख्यांकित खंड (ii) में 

“ मद ( ग) ” शब्द , कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर “ मद ( ख) " शब्द , कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


(iv ) शर्त सं . 105 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 


शर्त सं . 
" 106 


शर्त 
यदि आयातकर्ता निकासी के समय और स्थान पर , 
(i) यथास्थिति , सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को स्पेंट केटेलिस्ट में 

अंतर्विष्ट कीमती धातु की प्रतिशतता की बाबत या आयातित किए जाने वाले कीमती धातु 
अंतर्विष्ट करने वाली राख और उक्त माल के बारे में एक वचनबंध देता है कि उक्त माल 

कीमती धातुओं की प्रतिप्राप्ति के लिए आयातित किए गए हैं ; 
(ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्पेंट केटेलिस्ट या राख अंतर्विष्ट करने 

वाले कीमती धातु के पुनः उपयोग या प्रतिप्राप्ति के लिए आयात के प्रयोजन हेतु अनुज्ञा 
प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है । 
यदि आयातकर्ता आयात के समय , भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग में उप सचिव से 
अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी से प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करते हुए , यथास्थिति , सीमा 
शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करता है कि उक्त सारणी के 
क्रम सं . 539क के स्तंभ ( 3) में विनिर्दिष्ट माल प्रक्षेपण यान और उपग्रहों तथा पेलोड के 
लांच के लिए अपेक्षित है । 


. 107 


III. सूची 8, 9, 14, 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 

सूची सं . 30 में , मद सं . ङ की उप - मद सं . ( 9 ) के सामने, “ गंभीर शारीरिक रूप से दिव्यांग मरीजों के लिए इंप्लांट और 
जोड़ प्रतिस्थापन तथा मेरुदंडीय इंप्लांट जिसके अंतर्गत हड्डी सीमेंट भी है ", प्रविष्टि रखी जाएगी ; 


[ फा . सं . 334/ 2/ 2020 -टीआरयू 


गौरव सिंह, उप सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 50/ 2017- सीमाशुल्क तारीख 30 जून , 2017 भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, 

उप - खंड (i) में सा . का . नि . सं . 785 ( अ ), तारीख 30 जून , 2017 द्वारा प्रकाशित की गई और अधिसूचना सं . 
37/ 2019 - सीमाशुल्क , तारीख 30 दिसंबर , 2019 , सा . का . नि . सं . 965 ( अ ), तारीख 30 दिसंबर , 2019 द्वारा अंतिम 
बार संशोधित की गई । 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February , 2020 

No. 01/2020 -Customs 
G . S .R . 61(E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 25 of the Customs Act, 
1962 (52 of 1962) and sub - section ( 12 ) of section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), the Central 
Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the following 
further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), No. 50 / 2017 - Customs, dated the 30th June, 2017 , published in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number G .S .R . 785( E ), dated the 30th June, 2017 , namely : 

In the said notification , - 
( I). in the Table , - 

(1 ) after S . No . 3 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted , 

namely: - 
( 1 ) ( 2 ) 

| ( 4 ) (5 ) | ( 6 ) 
0101 2100 

Pure -bred breeding Nil 

Horses 


( 3 ) 


"3A. 


[ HTHT II – TUS 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(2 ) S . Nos. 5 , 7 , 7A , 7B , 8 , 9, 10 , 11 , 18 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
( 3 ) for S. No. 28 and the entries relating thereto , the following S. No. and entries shall be substituted , 

namely : - 
| (1) (2) 

( 3 ) 

(4) (5) (6 ) 
“ 28 . 0802 90 00 

All goods 

30 % 

- 


(4 ) S . Nos. 36 , 38 , 40, 47 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
(5 ) against S . No. 55 , for the entry in column (6 ), the entry “ 9” shall be substituted ; 
(6 ) S . No. 56 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
(7 ) for S . No. 57 and the entries relating thereto , the following S . No. and entries shall be substituted , 
namely : - 
(2) 

(4 ) (5) (6 ) 
| 1511 10 00 

Crude Palm Oil 

44 % 


( 1 ) 


( 3 ) 


“ 57 . 


(8 ) S. No. 58, 59 ,68, 69 , 72 , 78 , 83 , 88A , 89 , 92 , 93 , 94 , 95 , 98 , 99, 105, 108, 113, 115 and the entries 

relating thereto shall be omitted ; 
(9 ) against S . No . 139, in column (3), after item (ii ), the following item shall be inserted , namely: - 

“ ( iii) Very Low Sulphur Fuel Oil ( VLSFO ) meeting ISO 8217 :2017 RMG380 Viscosity in 

220 - 400 CST standards/Marine Fuel 0 . 5 % ( FO )” ; 
( 10 ) against S . No. 147 , for the entries in column ( 3), the following entries shall be substituted , 

namely : - 
“ All goods ( excluding naptha ), other than the goods mentioned in S . No. 150 , 151, 153, petroleum 

coke falling under sub -heading 2713 11 or 2713 12 ” ; 
( 11) S . Nos . 148 , 149 , 152 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
( 12 ) after S . No. 157 and the entries relating thereto, the following S . No . and entries shall be inserted , 

namely : - 
( 1) (2 ) 

( 3 ) 

(4 ) (5 ) (6 ) 
“ 157A . 2713 12 10 , 

Calcined Petroleum Coke 
2713 12 90 


5 % 


( 13 ) S . No. 160 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
(14 ) against S . No. 169 , for the entries in column (2), the entries “ 28 (except 2801, 2802 , 2803, 2804 , 

2805, 2809 20 10 , 2810 00 20 , 2814 , 2823 00 10 and 2843)” shall be substituted ; 


( 15 ) S . No. 170 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
( 16 ) against S . No . 177, for the entry in column (3 ), the entry “ Phosphoric acid” shall be substituted ; 
( 17 ) S . Nos. 205, 212 ,220 , 243, 244, 245 , 246 , 247 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
( 18 ) against S . No . 262 , for the entries in column (2), the entries " 3901 to 3915 (except 3904 and 

3908 )” shall be substituted ; 
(19) S. Nos . 263, 264 , 266, 274 , 275 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
( 20 ) after S. No. 277 and the entries relating thereto , the following S. No. and entries shall be inserted, 
namely: - 
(1) (2) 

( 3 ) 

(4 ) (5) (6 ) 
“ 277A . 3920 10 99 Calendared plastic sheet for use in 

| 5 % 
manufacturing of Smart Card falling under 
heading 8523 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


(21) S. Nos . 278, 286 and 287 and the entries relating thereto shall be omitted; 
( 22 ) after S . No . 293 and the entries relating thereto , the following S. Nos. and entries shall be 
inserted , namely : - 
(1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

(4 ) (5) (6) 
“ 293A . 48 Newsprint - 

5 % - 31 ; 
(i) in strips or rolls of width exceeding 28 cm ; or 
( ii ) in rectangular ( including square ) sheets with one 

side exceeding 28 cm and the other side 

exceeding 15 cm in the unfolded state 
293B 48 Uncoated paper of a kind used for printing 5 % 

newspapers, of which not less than 50 % by weight of 
the total fibre content consists of wood fibres obtained 
by mechanical or chemi-mechanical process, unsized 
or very lightly sized , having a surface roughness 
Parker Print Surf (1 Mpa ) on each side exceeding 2 .5 
micro meters (microns), weighing not less than 40 
g /m - and notmore than 65 g/m 


- 


( 2 ) 


(23) after S . No. 296 and the entries relating thereto , the following S. No . and entries shall be inserted , 

namely: - 
( 1) (3 ) 

(5 ) 
“ 296A . 4810 Lightweight coated paper 5 % 

weighing up to 70 g/m ”, imported 
by actual users for printing of 
magazines 


9 ” ; 


(24 ) after S . No. 304 and the entries relating thereto, the following S. No . and entries shall be inserted , 
namely : - 
(1) (2 ) 

(3 ) 

(4 ) L (5 ) L (6 ) | 
“ 304A. 4907 00 20 

PaperMoney Nil Nil - " ; 


(25 ) 
( 26 ) 


( 27 ) 


(29) 
(30 ) 
( 31 ) 
( 32 ) 
( 33) 


S . No. 331 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
against S . No. 344 , in column ( 3), against item ( ii ), for the entry in column (4 ), the entry “ 0 .5 % ” 
shall be substituted ; 
against S . No. 346 , for the entry in column (4 ), the entry “ 0 .5 % ” shall be substituted ; 
against S . No. 347 , for the entry in column (4 ), the entry “ 0 .5 % ” shall be substituted ; 
against S . No. 348 , for the entry in column (4 ), the entry “ 0 . 5 % ” shall be substituted; 
against S. No. 360, for the entry in column (4 ), the entry “ 0 .5 % ” shall be substituted ; 
against S . No. 361, for the entry in column (4 ), the entry “ 0 .5 % ” shall be substituted . 
against S . No. 362 , for the entry in column (4 ), the entry “ 7.5 % ” shall be substituted ; 
after S . No. 364 and the entries relating thereto , the following S . No. and entries shall be inserted , 
namely : - 

(4 ) (5 ) (6 ) 
“ 364A 7112 Spent catalyst or ash containing preciousmetals 11 .85 % 

9 and 
106 ” ; 


( 1 ) 


(2 ) 


( 34 ) against S . No. 377 , for the entry in column (3 ), the following entry shall be substituted , namely: - 

“ All goods other than , – 
(i) goods mentioned against serial number 377A ; 

goods mentioned against serial number 377B ; 


[ HTHT II - XUS 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(35 ) 
( 36 ) 


(37) 


(iii) goods falling under heading 7323” ; 
S. Nos. 386 , 388, 389 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
against S . No. 397, for the entry in column (4), the entry “ 7.5 % ” shall be substituted ; 
S. Nos. 398, 401, 411 , 412 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
against S . No. 415, - 
(i) in column (3 ), for item (b ) and the entries relating thereto , the following item and entries 

shall be substituted , namely: - 
“ (b ) The following goods for use in the manufacture of catalytic convertors or its parts, 
namely : - 


(38) 


(i) Raw Substrate (ceramic ) 
( ii ) Washcoated Substrate ( ceramic ) 
( iii) Raw Substrate (metal) 
(iv ) Washcoated Substrate (metal) 
(v ) Stainless Steel wire cloth stripe ( falling under tariff item 7314 14 10 ) 

( vi ) Wash Coat ; 
(ii) for the entries in column (4 ), at both the places, the entry “ 7 .5 % ” shall be substituted ; 
after S . No. 415 and the entries relating thereto , the following S . No. and entries shall be inserted , 
namely : - 
(1) (2) 

(4 ) (5 ) (6 ) 


( 39 ) 


| “ 415A . 7110 


7 . 5 % 


1 


- 


1 


Platinum or Palladium for use in the 
manufacture of: - 
(i) all goods, including Noble Metal Compounds 
and Noble Metal Solutions, falling under heading 
2843; 
( ii ) all goods falling under sub -heading 3815 12 . 


(40 ) 
(41) 


(42 ) 


S . No . 447 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
against S. No. 448, in column (3), in item (A ), sub -item (x ) shall be omitted ; 
after S . No. 451 and the entries relating thereto , the following S . No. and entries shall be inserted , 
namely : - 
( 1) (2 ) 

(3 ) 

(4 ) (5 ) (6 ) 


“ 451A . 


8419 89 10 


7 .5 % 


All goods other than pressure | 
vessels 


(43 ) 
(44 ) 


(45 ) 
(46 ) 


S. Nos. 456 , 457, 459, 465 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
against S . No. 468 , in column ( 3), for item (ii), the following item shall be substituted namely : - 
“ (ii) Fingerprint reader/scanner other than Fingerprint reader/scanner for use in manufacturing 
of cellular mobile phones” ; 
S. Nos. 474 , 483, 484 , 486 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
after S. No. 489A and the entries relating thereto , the following S . No. and entries shall be 
inserted , namely: - 
(1) (2 ) 

( 3 ) 

| (4) (5) (6 ) 
“ 489B . 

8518 

The following goods for use in the manufacturing of Nil 
Microphones falling under tariff item 8518 10 00 , 
namely : - 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


(i) Microphone Cartridge; 
(ii) Microphone Holder; 
( iii ) Microphone Grill ; 
( iv) Microphone Body . 


(47 ) 


(48 ) 


against S . No. 506 , for the entries in column ( 3) , the following entries shall be substituted , 
namely : - 
“ (a ) Parts, components and accessories for use in manufacture of broadband modem falling 

under tariff item 8517 62 30 , other than the following items, namely : - 
(i) populated printed circuit boards; 

( ii ) charger or power adapter 
(b ) Sub -parts for use in manufacture of items covered in (a) above” ; 
against S .No. 507, for the entries in column (3 ), the following entries shall be substituted , 
namely : - 
“ (a ) Parts , components and accessories for use in manufacture of routers falling under tariff 

item 8517 62 90 , other than the following items, namely : - 
(i) populated printed circuit boards; 

(ii) charger or power adapter 
(b ) Sub -parts for use in manufacture of items covered in (a ) above ” ; 
against S .No. 508 , for the entries in column (3 ), the following entries shall be substituted , 
namely : - 


(49 ) 


“ (a ) Parts, components and accessories for use in manufacture of set top boxes for gaining 

access to internet falling under tariff item 8517 69 60, other than the following items, 
namely : - 
(i) populated printed circuit boards; 

( ii) charger or power adapter 
(b ) Sub -parts for use in manufacture of items covered in (a) above ” ; 
against S .No. 510 , for the entries in column (3 ), the following entries shall be substituted , 
namely : - 
“ (a ) Parts, components and accessories for use in manufacture of reception apparatus for 

television but not designed to incorporate a video display falling under tariff item 8528 
71 00 , other than the following items, namely : - 

(i) populated printed circuit boards; 


(50 ) 


( ii ) charger or power adapter 
(b ) Sub - parts for use in manufacture of items covered in (a ) above." ; 


(51) 
(52 ) 


S . No . 515 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
against S . No 524 , in column (3), against item (2), for the entry in column (4), the entry “ 40 % ” 
shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2020 ; 


(53 ) 


against S . No 525, in column (3 ), - 


(a ) against sub - item (a ) of item (1 ), for the entry in column (4 ), the entry " 15 % ” shall be 

substituted with effect from the 1st day of April, 2020 ; 


(b ) against sub - item (b ) of item (1 ), for the entry in column (4 ), the entry “ 25 % ” shall be 

substituted with effect from the 1st day of April, 2020 ; 


(c ) 


against item (2 ), for the entry in column (4 ), the entry “ 40 % ” shall be substituted with 
effect from the 1st day of April, 2020 ; 


[ HTHT II – TUS 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


(54 ) against S . No. 526A, in column (3), - 

(a ) against sub - item (a ) of item (1), for the entry in column (4 ), the entry “ 15 % ” shall be 

substituted with effect from the 1 % day of April , 2020 ; 
(b ) against sub - item (b ) of item (1 ), for the entry in column (4 ), the entry " 30 % " shall be 

substituted with effect from the 1st day of April, 2020 ; 
(55 ) against S . No . 531A , in column (3 ), - 

(a ) against sub - item (a ) of item (1), for the entry in column (4), the entry “ 15 % ” shall be 

substituted with effect from the 1st day of April, 2020 ; 
(b ) against sub - item (b ) of item (1 ), for the entry in column (4 ), the entry “ 25 % ” shall be 

substituted with effect from the 1st day of April, 2020 ; 
(56 ) against S . No. 539A , for the entry in column (6 ), the entry “ 107 ” shall be substituted ; 
(57 ) against S. No. 603, for the entry in column ( 3), the following entry shall be substituted , namely : - 

“ Water Supply Projects 

Explanation . – Water supply projects notified under the heading 9801 against item numbers 26 
and 26A of notification No. 42 /96 - Customs, dated the 23rd July, 1996 [G .S . R . 294 ( E ), dated the 

23rd July, 1996 )." ; 
(58 ) against S . No. 612 , in column (3), in item (d ), for the entry " Willow clefts ” , the entry " Willow 

clefts , willow ” , shall be substituted .; 
( II ). in the ANNEXURE, - 

(i) Condition Nos. 1, 8, 11, 23, 37 , 46 and the entries relating thereto , shall be omitted ; 
( ii ) for Condition No. 51, the following Condition shall be substituted , namely: - 


1. 


( 1) If the importer at the time of importation , furnishes a certificate to the Deputy 
Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be , 
from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the 
Department of Fertilizers to the effect that the goods are required for specified purpose 
and the said officer recommends the grant of this exemption ; 
( 2 ) The value of import of the goods covered under item ( B ) of column (3 ) of the entry 
against the S . No. 408 of the Table shall not exceed 10 % of the value of imported goods 
covered under item ( A ) of column ( 3 ) of the said entry ; 
( 3 ) If the importer furnishes an undertaking to the Assistant Commissioner of Customs 
or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be , to the effect that the said goods 
shall be used for the purposes specified above and in the event of his failure to use the 
goods for such purposes, he shall pay an amount equal to the difference between the duty 
leviable on the said imported goods but for the exemption under this notification and that 
already paid at the time of importation . 


( iii) in Condition No . 78, - 

58 .1. clause ( ii ) shall be omitted ; 
58 . 2 . clause ( iii ) shall be re -numbered as clause ( ii ) thereof, and in clause ( ii ) as so re - numbered , for 

the word , brackets and letter " item (c )” , the word, brackets and letter " item (b )” shall be 

substituted ; 
( iv ) after Condition No. 105, the following Conditions shall be inserted, namely: - 
Condition 

Condition 
No. 


“ 106 


If the importer at the time and place of clearance : - 
(i) gives an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant 

Commissioner of Customs, as the case may be, regarding percentage of 
precious metals contained in spent catalyst or Ash containing precious 
metal being imported and to the effect that the said goods are imported for 

recovery of precious metals .; 
( ii) produces a certificate from the Ministry of Environment , Forest and 

Climate Change before the Deputy Commissioner of Customs or Assistant 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i )] 


107. 


Commissioner of Customs, as the case may be , permitting import of spent 
catalyst or Ash containing precious metal for recovery or recycling 

purposes. 
If the importer, at the time of import, produces before the Deputy 
Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the 
case may be , a certificate from an officer not below the rank of a Deputy 
Secretary to the Government of India in the Department of Space certifying that 
the goods specified in column ( 3) of S . No. 539A of the Table, are required for 
launch vehicles, and satellites and payloads." ; 


(III ). List 8 , 9 , 14 , 15 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
(IV ). in List 30, in Sr. No. E , against item number 9, for the entry , the entry “ Implants for severely physically 
handicapped patients including bone cement” shall be substituted ; 

[ E. No. 334/2/2020 - TRU] 

GAURAV SINGH, Dy. Secy. 
Note : The principal notification No.50 / 2017 -Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette 

of India, Extraordinary, Part II , Section 3, Sub -section (i), vide number G . S . R. 785 ( E), dated the 
30th June, 2017 and last amended vide notification No . 37 /2019 -Customs, dated the 30th December, 2019 , 
published vide number G .S .R . 965 ( E ), dated the 30th December, 2019 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी , 2020 

सं. 02/ 2020 -सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 62( अ ). केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं . 57/ 2017 - सीमाशुल्क , तारीख 30 जून , 2017 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खंड (i), में सा . का . नि . सं . 798 ( अ ), तारीख 30 जून , 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी , का 
निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 
1. उक्त अधिसूचना की सारणी में , - 

(i) क्रम सं . 5ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां तारीख 1 अप्रैल , 2020 से 
अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 
___ ( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 0 ) 
5 “ ग . कोई अध्याय ( क ) सेलूलर मोबाइल फोनों के विनिर्माण में उपयोग के % 10 

लिए वाइब्रेटर मोटर/रिंगर 
( ख ) उपरोक्त ( क ) पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में कुछ नहीं 

उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे 
( ग ) उपरोक्त ( ख ) पर उल्लिखित पुर्जी के विनिर्माण में 

उपयोग के लिए इनपुट या उप - पुर्जे 


कुछ नहीं 


(ii ) क्रम सं . 6 के सामने स्तंभ (3) में मद ( vi ) का तारीख 1 अप्रैल , 2020 से लोप किया जाएगा ; 


(ii ) क्रम सं . 5ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां तारीख 1 अक्टूबर , 2020 से 

अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 


| ( 5 ) 


| ( 1 ) 

5 “ घ . 


। ( 2 ) 
कोई अध्याय 


| ( 3 ) 

| ( 4 ) 
( क ) सेलूलर मोबाइल फोनों के विनिर्माण में उपयोग के % 10 

लिए डिस्प्ले असेंबली 
( ख ) उपरोक्त ( क) पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में 

उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे 


| कुछ नहीं 


[ भाग II – खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ग ) उपरोक्त ( ख ) पर उल्लिखित पुों के विनिर्माण में | कुछ नहीं 

उपयोग के लिए इनपुट या उप - पुर्जे 


ङ5 


कोई अध्याय 


( क ) सेलूलर मोबाइल फोनों के विनिर्माण में उपयोग | % 10 

के लिए टच पैनल/ कवर ग्लास असेंबली 
( ख ) उपरोक्त ( क ) पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण 

| कुछ नहीं 
___ में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे 
( ग ) उपरोक्त ( ख) पर उल्लिखित पुों के विनिर्माण 
में उपयोग के लिए इनपुट या उप - पुर्जे 

कुछ नहीं 


1 


; 1 


(iv ) 


(iv) क्रम सं . 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का तारीख 1 अक्टूबर, 2020 से लोप किया जाएगा ; 


: 


क्रम सं . 7 के सामने स्तंभ ( 3) में मद ( xxxi) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी , अर्थात् : 


3 


( vii) 


| ( 1 ) 


"(xxxii)फिंगर प्रिंट रीडर/ स्कैनर " ; 
( vi) क्रम सं . 13 के सामने स्तंभ ( 3) में प्रविष्टियों के स्थान पर “चार्जर या पावर एडेप्टर के सिवाय , सभी माल " 
प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
क्रम सं . 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: 
( 2 ) ( 3 ) 

( 4) (5) 
| 8518 ( 8518 21 00, | सेलूलर मोबाइल फोनों के निम्नलिखित पुों के % 10 
8518 22 00 , 8518 | सिवाय , सभी माल, अर्थात् : 
29 00 और 8518 30 

| (1) माइक्रोफोन ; और 
00 के सिवाय ) 

( 2 ) रिसीवर 


.18" 


( 3 ) 


( viii ) क्रम. सं . 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी , 

अर्थात्: 
| (1) (2) 

( 4 ) ( 5 ) 
. 21 " | 10 70 8517 

सेलूलर मोबाइल फोनों का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड | % 10 
असेंबली (पीसीबीए) ; 
परन्तु यह प्रविष्टि 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी 
( जब तक इसका पूर्व में प्रतिसंहरण , संशोधन या 
अधिक्रमण न किया गया हो ) 


.22 


10 708517 


निम्नलिखित माल के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली | % 10 
( पीसीबीए), अर्थात् : 

( क) बेस स्टेशन ; 
( ख ) ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट उपस्कर ; 
( ग ) पैकेट ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट या स्विच 

(पीओटीपी या पीओटीएस ) के एक या एक 

से अधिक का संयोजन ; 
( घ) ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ( ओटीएन ) 

प्रोडक्ट ; 
( ङ ) आईपी रेडियो; 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i )] 


( च ) सोफ्ट स्विचें और वॉइस ओवर इंटरनेट 

प्रोटोकॉल (वीओआईपी ) उपस्कर अर्थात् 
वीओआईपी फोन , मीडिया गेटवे, गेटवे 
कंट्रोलर्स और सेशन बार्डर कंट्रोलर्स 

नियंत्रक ; 
( छ ) कैरियर इथरनेट स्विच, पैकेट ट्रांसपोर्ट नोड 

(पीटीएन ) प्रॉडक्ट , मल्टी प्रोटोकाल लेबल 
स्विचिंग -ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल ( एमपीएलएस 

टीपी ) प्रॉडक्ट ; 
( ज ) मल्टीपल इनपुट / मल्टीपल आउटपुट 

( एमआईएमओ) और लांग टर्म इवोल्यूशन 
( एलटीई ) प्रॉडक्ट । 


[ फा . सं . 334/2/2020 -टीआरयू ] 

गौरव सिंह , उप सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 57/ 2017 -सीमाशुल्क , तारीख 30 जून , 2017 , भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3, 

उप - खंड (i) में सा . का . नि . सं . 798( अ ) तारीख 30 जून , 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन 
अधिसूचना सं . 24/ 2019 -सीमाशुल्क , तारीख 6 जुलाई , 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो 
सा . का .नि . सं . 481 ( अ ) तारीख 6 जुलाई , 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February, 2020 

No. 02 /2020 -Customs 
G . S. R. 62 ( E). — In exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 ( 52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to 
do , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ), No. 57 / 2017 - Customs, dated the 30th June, 2017 , published in 
the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub - section (i), vide, number G . S . R . 798 (E ), dated the 
30th June , 2017 , namely: 
In the said notification , in the TABLE , - 

after S . No. 5B and the entries relating thereto , the following S . No. and entries shall be 

inserted with effect from the 1st day of April , 2020 , namely : - 
| ( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

__ ( 4 ) (5 ) 
"5C. | Any ( a ) Vibrator Motor / Ringer for use in manufacture of | 10 % 
Chapter cellular mobile phones 

(b ) Inputs or parts for use in manufacture of items 

mentioned at (a ) above 


(c ) Inputs or sub -parts for use in manufacture of parts 

mentioned at (b ) above 


Nil 


( ii ) 


against S . No. 6 , in column (3 ), item (vi) shall be omitted with effect from the 1st day of April, 
2020 ; 
after S . No . 5C and the entries relating thereto, the following S . No. and entries shall be 
inserted with effect from the 1st day of October, 2020 , namely: - 


( iii ) 


[ HTHT II – TUS 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


| “ 5D . 


10 % 


Any 
Chapter 


(a ) Display Assembly for use in manufacture of 

cellular mobile phones 
(b ) Inputs or parts for use in manufacture of 

itemsmentioned at (a ) above 
(c ) Inputs or sub - parts for use in manufacture of 

parts mentioned at (b ) above 


Nil 


Nil 


5E 


10 % 


Any 
Chapter 


(a ) Touch Panel/ Cover Glass Assembly for use 

in manufacture of cellular mobile phones 


Nil 


(b ) Inputs or parts for use in manufacture of 

itemsmentioned at ( a ) above 
(c ) Inputs or sub - parts for use in manufacture of 

parts mentioned at (b ) above 


Nil 


(iv ) 


S . No. 6 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of 
October , 2020 ; 


3 


§ 


(vii) 


against S . No. 7 , in column (3), after the item (xxxi), the following item shall be inserted , 
namely : - 
“ (xxxii) Fingerprint reader/Scanner” ; 
against S . No . 13, for the entries in column (3), the entry “ All goods other than charger or 
power adapter" shall be substituted ; 
for S . No. 18 and the entries relating thereto , the following S . No. and entries shall be 
substituted , namely : - 
( 1) (2 ) 

( 3 ) 

(4 ) L (5) 
8518 ( except All goods other than the following 10 % 
8518 21 00 , 8518 parts of cellular mobile phones , 
22 00 , 8518 29 00 namely : - 
and 8518 30 00 ) 

(i) Microphone ; and 
( ii ) Receiver 


(viii ) 


( 1) 


(5 ) 


“ 21 . 


after S . No. 20 and the entries relating thereto , the following S . Nos. and entries shall be 
inserted , namely : - 
( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
8517 70 10 Printed Circuit Board Assembly ( PCBA ) of Cellular 

10 % 
mobile phones: 

Provided that this entry shall be effective upto 31st 
March , 2020 ( unless revoked , amended or superseded 
earlier ) 


22 . 


8517 70 10 


10 % 


Printed Circuit Board Assembly (PCBA ) of following 
goods, namely: - 
(a) Base station ; 
(b ) Optical transport equipment; 
(c ) Combination of one or more of Packet Optical Transport 
Product or Switch ( POTP or POTS ); 
(d ) Optical Transport Network (OTN ) products; 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i) ] 


( e) IP Radios; 
(f) Soft switches and Voice over Internet Protocol ( VoIP ) 
equipment, namely , VoIP phones, media gateways, gateway 
controllers and session border controllers; 
( g ) Carrier Ethernet Switch, Packet Transport Node ( PTN) 
products, Multiprotocol Label Switching- Transport Profile 
(MPLS - TP ) products ; 
(h ) Multiple Input/Multiple Output (MIMO) and Long Term 
Evolution (LTE ) products 


[ E. No . 334/ 2 / 2020 -TRU] 

GAURAV SINGH , Dy . Secy . 
Note : The principal notification No.57/2017 -Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette 

of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub -section (i), vide number G. S . R. 798( E ), dated the 
30th June, 2017 and last amended, vide , notification No . 24/ 2019 - Customs, dated the 6th July , 2019 , 
published vide number G . S .R . 481 ( E ), dated the 6h July , 2019 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 फरवरी , 2020 

सं . 03/ 2020- सीमाशुल्क 
सा . का. नि . 63.( अ) केंद्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 19/ 2019-सीमाशुल्क , तारीख 6 जुलाई , 2019 , सा . का . नि . सं . 476( अ ) 
तारीख 6 जुलाई , 2019 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित की गई थी , का 
निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-- 

उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा में " भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय या रक्षा बल " शब्दों के स्थान पर " रक्षा बल के 
लिए, रक्षा मंत्रालय या रक्षा बल या रक्षा पब्लिक सेक्टर यूनिटों या पब्लिक सेक्टर यूनिटों " शब्द रखे जाएंगे । 

[ फा . सं. 334/2/ 2020 -टीआरयू ] 

गौरव सिंह , उप सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 19/ 2019-सीमाशुल्क तारीख 6 जुलाई , 2019, सा . का. नि . सं. 476( अ) तारीख 6 जुलाई, 2019 

भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं . 35 / 2019 
सीमाशुल्क , तारीख 30 सितंबर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई , जो सा . का . नि . सं . 728 ( अ ) तारीख 
30 सितंबर , 2019 भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February, 2020 

No. 03 /2020 - Customs 
G .S. R . 63 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to 
do , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the 

Ministry of Finance ( Department of Revenue), No. 19 / 2019- Customs, dated the 6th July, 2019, published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section (i) vide number G .S . R . 476 ( E ), dated the 6 " July , 
2019 , namely: 


med the 6 " July , zment of India in so to 


[ भाग II – खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


19 


In the said notification , in the opening paragraph , for the words “ the Ministry of Defence, Government 
of India or the defence forces” , the words “Ministry of Defence or the Defence forces, or the Defence Public 
Sector Units or other Public Sector Units , for the Defence forces” shall be substituted . 

[ F. No. 334/2/ 2020 -TRU] 
GAURAV SINGH , Dy. Secy. 


Note : The principal notification No . 19/ 2019 - Customs , dated the 6th July, 2019 , was published in the Gazette 

of India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub -section (i) vide number G . S . R . 476 ( E ), dated the 6th July , 
2019, and was last amended by notification No . 35 / 2019- Customs , dated 30th September , 2019, 
published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub - section (i) vide number 
G. S . R 728( E ), dated the 30 September, 2019 . 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020 

सं . 04/ 2020 - सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 64.( अ ) केंद्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) 
और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 3 की उपधारा ( 7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
यह समाधान हो जाने पर कि , लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की 
अधिसूचना सं . 148/ 1994 - सीमाशुल्क , तारीख 13 जुलाई, 1994 , जो सा . का . नि . सं . 577( अ ) तारीख 13 जुलाई , 1994 द्वारा 
भारत के राजपत्र , असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी , का निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् :-- 

उक्त अधिसूचना की , सारणी में क्रम सं . 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां 
अंत :स्थापित की जाएंगी , अर्थात्: -- 


( 3 ) 


( 1) 
" 2क . इंडियन रेड क्रास सोसाईटी द्वारा दान के रूप में प्राप्त ऊन , ऊनी वस्त्र और ऊनी परिधान 


| 


- 


[ फा . सं . 334/ 2/ 2020 -टीआरयू 

गौरव सिंह, उप सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 148/ 1994- सीमाशुल्क तारीख सा. का. नि. सं. 577(अ) तारीख 13 जुलाई , 1994 द्वारा प्रकाशित 

की गई थी और अधिसूचना सं . 43/ 2017 -सीमाशुल्क तारीख 30 जून , 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी 
जो अधिसूचना सा . का . नि सं . 778 ( अ ) तारीख 30 जून , 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February, 2020 

No. 04 /2020 - Customs 
G . S .R . 64( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962) and sub - section ( 7) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) , the 
Central Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the 
following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue), No . 148 / 1994 - Customs, dated the 13th July, 1994 published in the Gazette of India , 
Extraordinary vide number G .S . R . 577 ( E ), dated the 13th July , 1994 , namely : - 

In the said notification , in the Table, after S . No. 2 and the entries relating thereto , the following 
S . No. and entries shall be inserted , namely , 
| (1 ) | 

( 2 ) 
Wool, Woollen Fabrics and Woollen apparels received as gifts by the 
Indian Red Cross Society 


[ E. No. 334/2/ 2020 -TRU] 

GAURAV SINGH , Dy. Secy . 
Note : The principal notification No . 148/ 1994 -Customs, dated the 13th July, 1994 was published vide number 

G .S .R . 577 (E ), dated the 13th July, 1994 and last amended by notification No. 43/2017 - Customs dated 
the 30th June , 2017 published vide number G . S . R .778 (E ), dated the 30th June , 2017 . 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020 

सं . 05/ 2020- सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 65 .( अ ) केंद्रीय सरकार , सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं . 25/ 99 सीमाशुल्क , तारीख 28 फरवरी, 1999, सा . का . नि . सं . 161( अ ) 
तारीख 28 फरवरी , 1999 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3 , उप - खंड (i) में प्रकाशित की गई थी , का 
निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-- 

उक्त अधिसूचना की , सारणी की सूची क में ,-- 
(i) क्रम सं . 80 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; 
(ii ) क्रम सं . 82 के सामने ,-- 

( क) स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर "76, 85 " प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
( ख) स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर " 2 % तक सिलिकॉन या मैग्नीशियम की अशुद्धता वाले 

अल्यूमीनियम तार " प्रविष्टि रखी जाएगी; 
(iii) क्रम सं . 190 के सामने स्तंभ ( 3) में "ब्लेड फ्यूज़ बॉडी " शब्दों के पश्चात् " माइक्रो फ्यूज़ बेस , सब मिनिएचर फ्यूज़ 
बेस , माइक्रो फ्यूज़ कवर और सब मिनिएचर फ्यूज़ कवर " शब्द अंत : स्थापित किए जाएंगे ; 
(iv) क्रम सं . 225 के सामने स्तंभ ( 2) में " 390890 90 ” प्रविष्टि के स्थान पर " 390799 90 या 3908 90 90 " 
प्रविष्टि रखी जाएंगी। 

[ फा . सं . 334/ 2/ 2020-टीआरयू ] 

गौरव सिंह, उप सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 25/ 99- सीमाशुल्क तारीख 28 फरवरी, 1999 सा . का . नि . संख्यांक 161 ( अ ) तारीख 28 फरवरी , 

1999 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना 
सं . 36/ 2019 - सीमाशुल्क तारीख 30 दिसंबर , 2019 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित की गई थी जो अधिसूचना 
सा . का . नि संख्यांक 964 ( अ ) तारीख 30 दिसंबर , 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February, 2020 

No. 05 /2020 -Customs 
G .S . R . 65 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to 
do , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India , in the 
Ministry of Finance , (Department of Revenue ) No. 25/ 99 -Customs, dated the 28th February , 1999, published in 
the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S .R . 161( E ), dated the 
28th February, 1999 , namely : 

In the said notification , in the Table , in List A , - 
(i) S . No. 80 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
( ii) against S. No. 82, - 

(a ) in column ( 2 ), for the entry , the entry “ 76 ,85” shall be substituted ; 
(b ) in column (3), for the entry, the entry “ Aluminium wire with silicon or magnesium impurity of 

____ up to 2 % " shall be substituted; 
( iii) against S . No . 190 , in column ( 3) , after the words “ Blade Fuse Body ", the words "; Micro Fuse Base, 

Sub -Miniature Fuse Base , Micro Fuse Cover, Sub -Miniature Fuse Cover ” shall be inserted ; 
( iv ) against S. No. 225, in column ( 2 ), for the entry “ 3908 90 90 ", the entry “3907 99 90 or 3908 90 90 " 
shall be substituted . 

[ E. No . 334/2/2020 -TRU] 
GAURAV SINGH , Dy. Secy . 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


21 


Note : The principal notification No. 25 /99 -Customs, dated the 28th February, 1999 was published in the 

Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S .R . 161( E ), dated 
the 28th February , 1999 and last amended vide notification No . 36 / 2019 -Customs, dated the 
30th December, 2019 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3, 
Sub - section (i), vide number G . S .R . 964 (E ), dated the 30th December, 2019 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020 

सं . 06/ 2020- सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 66 .( अ ) केंद्रीय सरकार , सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं . 24/ 2005 सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2005 जो सा . का . नि . सं . 122( अ ) 
तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित की गई थी , का 
निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-- 

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्या 39 के सामने स्तंभ ( 2 ) में प्रविष्टि के स्थान पर "अध्याय 74 के सिवाय 
कोई अध्याय " प्रविष्टि रखी जाएगी । 


[ फा . सं . 334/2/ 2020 -टीआरयू] 

__ गौरव सिंह, उप सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 24/ 2005 - सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2005 सा . का . नि . सं . 122 ( अ ) तारीख 1 मार्च, 2005 

भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 36/ 2019 
सीमाशुल्क , तारीख 30 दिसंबर , 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो सा . का . नि . सं 964 ( अ ) तारीख 
30 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February , 2020 

___ No. 06/ 2020 - Customs 
G .S . R . 66 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to 
do , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 24 / 2005-Customs, dated the 1st March , 2005 , published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - section (i), vide number G .S . R . 122 (E ), dated the 
1stMarch, 2005, namely : 

____ In the said notification, in the Table, against S. No. 39 , for the entry in column ( 2), the entry “ Any 
Chapter except Chapter 74 " shall be substituted . 

[ F. No. 334/ 2 / 2020 -TRU] 

GAURAV SINGH , Dy. Secy. 
Note : The principal notification No . 24 /2005 -Customs, dated the 1st March , 2005 was published in the Gazette 

of India, Extraordinary, Part II, Section- 3, Sub -section (i), vide number G. S . R. 122 ( E), dated the 
1st March , 2005 and last amended by notification No. 36 / 2019 - Customs, dated the 30th December, 2019 , 
published vide number G .S . R. 964( E), dated the 30th December, 2019 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020 

सं . 07 / 2020-सीमाशुल्क 
सा . का .नि . 67( अ ). केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हैं , भारत सरकार के 
वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग की अधिसूचना सं . 25/ 2005- सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2005 , सा . का .नि . सं . 123( अ ) , 


22 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


___ [ PART II _ SEC . 3(i)] 


तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी , का निम्नलिखित 
और संशोधन करती है , अर्थात् : 

__ उक्त अधिसूचना की सारणी में , क्रम सं. 33 के सामने स्तंभ ( 2) में प्रविष्टि के स्थान पर “ अध्याय 74 के सिवाय कोई 
अध्याय ” प्रविष्टि रखी जाएगी । 

[ फा . सं . 334/ 2/ 2020-टीआरयू 

___ गौरव सिंह , उप सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 25/ 2005- सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 2005, सा . का .नि . सं . 123( अ ) तारीख 1 मार्च, 2005 

भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं . 36 / 2019 
सीमाशुल्क , तारीख 30 दिसंबर , 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई , जो सा . का . नि . सं . 964( अ ), तारीख 
30 दिसंबर , 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February, 2020 

No. 07 /2020 -Customs 
G .S . R . 67 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to 
do , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 25/2005 -Customs, dated the 1stMarch , 2005, published in the 
Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number G .S . R . 123( E ), dated the 1st 
March , 2005, namely : 

In the said notification , in the Table, against S . No. 33, for the entry in column (2 ), the entry “ Any 
Chapter except Chapter 74 ” shall be substituted . 


[ F. No. 334/ 2 /2020 -TRU] 


GAURAV SINGH , Dy. Secy . 


Note : The principal notification No . 25/2005 -Customs, dated the 1st March , 2005 was published in the Gazette 

of India, Extraordinary, Part II , Section 3, Sub -section (i), vide number G.S. R. 123( E), dated the 
1st March , 2005 and was last amended by notification No. 36 /2019 - Customs, dated the 30th December, 
2019 , published vide number G .S. R . 964 (E ), dated the 30th December, 2019. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी , 2020 


सं . 08/ 2020- सीमाशुल्क 


सा . का . नि . 68 .( अ ) केंद्रीय सरकार , वित्त विधेयक , 2020 के खंड 139 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 
( 1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , प्रवृत विधि, अनन्तिम कर संग्रहण 
अधिनियम , 1931 ( 1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर , यह समाधान हो जाने पर कि 
ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की पहली अनुसूची के भीतर आने 
वाले और नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट विवरण के माल को वित्त विधेयक के उक्त खंड के अधीन उस पर 
उद्ग्रहणीय संपूर्ण स्वास्थ्य उपकर से छूट प्रदान करती है : 


परंतु यह कि उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट माल की दशा में , इस अधिसूचना के अधीन छूट , इसमें उल्लिखित संबद्ध छूट 
अधिसूचनाओं के अधीन विनिर्दिष्ट शर्त , यदि कोई है , के अधीन होगी। 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सारणी 


क्रम सं . 


___ माल का विवरण 


( 1 ) 


( 2 ) 


चिकित्सीय , शल्य चिकित्सीय , दंत -चिकित्सीय या पशु चिकित्सीय के लिए उपयोग में आने वाले उन 
मालों से भिन्न, शीर्ष 9022 के अंतर्गत सभी माल । 


ऐसे सभी माल जिन पर छूट का दावा किया जाता है और निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अधीन मंजूर की 
जाती है, अर्थात् : 


(i) अधिसूचना सं . 74/ 2005 - सीमाशुल्क तारीख 22 जुलाई , 2005 , भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) में सा . का . नि . सं . 499 ( अ ) तारीख 22 जुलाई , 2005 द्वारा 
प्रकाशित की गई थी ; 
(ii) अधिसूचना सं . 10/ 2008 -सीमाशुल्क तारीख 15 जनवरी , 2008, भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) में सा . का . नि . सं . 33 ( अ ) तारीख 15 जनवरी, 2008 द्वारा 
प्रकाशित की गई थी । 


(iii) अधिसूचना सं . 152/ 2009- सीमाशुल्क तारीख 31 दिसम्बर , 2009, भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II, खंड 3, उप- खंड (i) में सा . का .नि. सं. 943( अ) तारीख 31 दिसम्बर , 2009 द्वारा 
प्रकाशित की गई थी । 


( iv) अधिसूचना सं . 46/ 2011- सीमाशुल्क तारीख 1 जून , 2011, भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) में सा . का . नि . सं . 423( अ ). तारीख 1 जून , 2011 द्वारा प्रकाशित की गई 


थी ; 


( v) अधिसूचना सं . 53/ 2011- सीमाशुल्क तारीख 1 जुलाई , 2011, भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) में सा . का . नि . सं . 499 ( अ ) तारीख 1 जुलाई , 2011 द्वारा प्रकाशित की 
गई थी ; 


( vi ) अधिसूचना सं . 69/ 2011 -सीमाशुल्क तारीख 29 जुलाई , 2011, भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II , खंड 3, उप -खंड (i) में सा . का .नि . सं . 593( अ) तारीख 29 जुलाई, 2011 द्वारा प्रकाशित की 
गई थी ; 


अधिसूचना सं . 50/ 2017- सीमाशुल्क तारीख 30 जून , 2017 , भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II , खंड 3, उप- खंड (i) में सा . का . नि .सं . 785( अ ) तारीख 30 जून , 2017 द्वारा प्रकाशित की गई 
थी , से उपाबद्ध सारणी के क्र . सं . 216, क्र. सं . 216क , क्र . सं . 561, क्र. सं . 562, क्र .सं . 564 , 
क्र . सं . 565. क्र .सं . 566. क्र . सं . 567. क्र. सं . 568. क्र . सं . 570 . क्र. सं . 571. क्र .सं . 573. क्र . सं . 574. 
क्र . सं . 578, क्र . सं . 578क , क्र . सं . 580 और क्र . सं . 581 के अधीन आने वाले सभी माल । 


[ फा . संटीआरयू-2020/ 2/ 334 .] 


गौरव सिंह , उप सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February , 2020 

No. 08 /2020 - Customs 
G . S .R . 68 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962) read with clause 139 of the Finance Bill, 2020 , which , by virtue of the declaration made 
in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 ( 16 of 1931 ), has the force of law , 
the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts the 
goods of the description specified in column ( 2 ) of the Table below and falling within the First Schedule to the 


24 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i )] 


Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from the whole of the Health Cess leviable thereon under the said clause 
of the Finance Bill: 


Provided that in case of goods specified in the said Table, the exemption under this notification shall be 
subject to the condition , if any , specified under the respective exemption notifications mentioned therein . 

TABLE 


Sl. No . 


Description of goods 


( 2 ) 


All goods falling under heading 9022 , other than those for medical, surgical, dental or veterinary 
uses. 


All goods on which exemption is claimed and allowed under the following notifications , 
namely : - 
(i) Notification No. 74 / 2005 -Customs, dated the 22nd July, 2005 , published in the Gazette of 

India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i) vide number G . S . R . 499 ( E ), dated the 

22nd July, 2005 ; 
(ii ) Notification No .10/ 2008 -Customs , dated the 15th January, 2008, published inthe Gazette of 
___ India, Extraordinary , Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G . S. R. 33 ( E), dated the 

15th January, 2008; 
( iii) Notification No . 152/ 2009 - Customs, dated the 31st December, 2009, published in the 

Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i) vide number 

G . S . R. 943( E ), dated the 31 " December, 2009; 
(iv ) Notification No . 46/ 2011 - Customs, dated the 1st June, 2011 , published in the Gazette of 

India , Extraordinary, Part II , Section 3, Sub -section (i) vide number G .S . R . 423 ( E ), dated the 

1st June, 2011; 
(v ) Notification No. 53/ 2011-Customs, dated the 1st July , 2011, published in the Gazette of 

India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i) vide number G .S .R . 499 ( E ), dated the 

1st July, 2011; and 
( vi ) Notification No. 69 / 2011 - Customs, dated the 29th July, 2011, published in the Gazette of 
___ India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub - section(i ) vide number G. S. R. 593( E ), dated the 

29th July, 2011. 
All goods covered under S . Nos. 216, 216A, 561, 562, 564, 565 , 566 , 567, 568 , 570 , 571 , 573 , 
574 , 578, 578A , 580 and 581 of the Table annexed to the Notification No. 50 / 2017 -Customs, 
dated the 30th June , 2017 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3 , 
Sub -section (i) vide number G . S .R . 785 ( E ), dated the 30th June , 2017 . 


[ FE. No . 334/ 2 / 2020 - TRU] 


GAURAV SINGH, Dy. Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020 

सं . 09/ 2020 - सीमाशुल्क 
सा . का .नि . 69 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , वित्त अधिनियम , 2018 ( 2018 का 13 ) की धारा 110 के साथ पठित 
सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह 
समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना 
सं . 11/ 2018 - सीमाशुल्क , तारीख 2 फरवरी, 2018 जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उप -खंड (i), सा . का . नि . 
सं . 114( अ ), तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी , का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : -- 

उक्त अधिसूचना की सारणी में , - 


(i) क्रम सं . 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 


[ भाग II – खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 1 ) 


. 

( 2 ) 
निम्नलिखित शीर्षों अथवा उपशीर्षों अथवा टैरिफ मदों के अधीन आने वाले सभी माल - 


0207 13 00 , 0207 14 00, 0402 21 00, 0402 10, 0404 10 10 , 0405 10 00 , 0405 90 , 0406 90 00, 0601 , 
0602, 0703 20 00, 0713 10, 0802 11 00, 0802 12 00, 0802 31 00, 0802 32 00, 0805 40 00, 0806 20, 
0808 10 00 , 0809 40 00, 0813 20 00, 0901 11, 0901 90 10, 1001 11 00 , 1001 91 00 , 1001 99 20 , 
1005 90, 1006,1502, 1515 30 90 , 1704 10 00 , 1901 10, 2009 11 00, 2009 12 00, 2009 19 00 , 2204, 
2205 , 2206 00 00, 2207 10, 2208,2510 20, 2515 12 20, 3102 21 00 , 3102 50 00, 3104 30 00 , 
3105 20 00, 3105 30 00 , 3105 40 00 , 3105 51, 3105 59 00, 3105 60 00 , 3105 90 , 3818, 4011 30 00 , 
5105 29 10, 5111, 5112 , 5113 , 5208 41, 5208 42, 5208 49 , 5208 51, 5208 52, 5208 59, 5209 41, 
5209 42 00, 5209 43 , 5209 51, 5209 52, 5209 59 , 5210 41, 5210 49, 5210 51, 5210 59, 5211 41 , 
5211 42 00, 5211 43 , 5211 51 , 5211 52, 5211 59, 5212 15 00 , 5212 24 00, 5212 25 00, 5407 10 , 
5407 41, 5407 42, 5407 43 00, 5407 44, 5407 51 , 540752, 5407 53 00, 5407 54, 5407 69 00, 5407 71 , 
5407 72 00, 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 81, 5407 82, 5407 83 00 , 5407 84, 5407 91 , 5407 92 00 , 
5407 93 00 , 5407 94 00, 5408 22, 5408 23 00, 5408 24, 5408 31, 5408 32, 5408 33 00, 5408 34, 
5511 10 00 , 5511 20 00, 5511 30 , 5512 19, 5512 29, 5512 99, 5513 21 00, 5513 23 00, 5513 29 00 , 
5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 
5514 30, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00 , 5515, 5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14, 
5516 24 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 93 00, 5516 94 00, 5702 32, 5702 42, 5702 92, 5703 20, 
5703 30, 5704 20 , 5704 90 , 5801 , 5802 19 , 5804, 5810 10 00 , 6001 92 00, 6101 20 00 , 6101 30 , 
6102 10 00 , 6102 20 00, 6102 30 , 6104 19 ( ऊन या सूक्ष्म पशु बाल या सूत के सिवाय), 6104 41 00, 6104 43 00 , 
6104 44 00, 6104 49 , 6104 51 00 , 6104 52 00, 6104 53 00 6104 59, 6104 62 00, 6104 63 00, 6105, 
6106, 6107 11 00 , 6107 12, 6108 21 00, 6108 22, 6108 91 00 , 6108 92, 6109, 6110 , 6201 11 00 , 
6201 12, 6201 13, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, 6202 11, 6202 12 00, 6202 13 00 , 6202 91 , 
6202 92, 6202 93, 6203 , 6204 11 00 , 6204 13 00 , 6204 19, 6204 31 , 6204 32 00 , 6204 33 00 , 6204 39 , 
6204 41 , 6204 42 , 6204 43, 6204 44 00 , 6204 49 , 6204 51 00, 6204 61 , 6204 62, 6204 69 , 6205 , 
6206 20 00, 6206 30, 6206 40 00, 6207 11 00, 6207 19, 6207 99 (मानव निर्मित फाइबर के माल के सिवाय), 
6208 11 00 , 6208 19 , 6208 91, 6208 92, 6210 20, 6210 30, 6210 40, 6210 50 00, 6211 32 00 , 
6211 33 00, 6211 42, 6211 43 00 , 6212, 6214 10, 6214 20 , 6214 90 , 6215, 6301 20 00, 6302 21 00 , 
6302 31 00 , 6802 10 00, 6802 21 10, 6802 21 20, 6802 21 90, 6802 91 00, 6802 92 00 1 "; 


( ii) क्रम सं . 9 से 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा । 
( iii) क्रम सं . 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां 1 अप्रैल, 2020 से 
अंतःस्थापित की जाएंगी , अर्थात् : 


( 2 ) 


( 1 ) 
"53. 


शीर्ष के अधीन आने वाले 8704 और 8702सभी वाणिज्यिक यान ( क यान सहितइलैक्ट्रि), यदि पूर्ण 
रूप से निर्माण इकाई के रूप में आयात किया गया है। ( सीबीयूएस ) । 


[ फा . सं . 334/ 2/ 2020-टीआरयू 


गौरव सिंह, उप सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 11/ 2018- सीमाशुल्क , तारीख 2 फरवरी , 2018 , भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, 

उपखंड (i) में सा . का . नि . सं. 114( अ) तारीख 2 फरवरी 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थी और अधिसूचना सं. 
39/ 2019 -सीमाशुल्क , तारीख 30 सितंबर , 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) में सा . का . नि . सं . 967 ( अ ), तारीख 30 सितंबर , 2019 द्वारा प्रकाशित 
की गई । 


26 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February , 2020 

No. 09 /2020 - Customs 
G . S .R . 69 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962) read with section 110 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018 ), the Central Government, on 
being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the following further 
amendments in the notification of the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), No . 11/2018 - Customs, dated the 2nd February , 2018 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II, Section 3, Sub -section (i), vide number G . S.R . 114 ( E ), dated the 2nd February, 2018 , 
namely : 
In the said notification , in the TABLE , - 
(i) for Sl. No . 1 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted , 

namely : - 


( 1 ) 


- 


(2 ) 


All goods falling under the following headings or sub - headings or tariff items - 
0207 13 00 , 0207 14 00 , 0402 21 00 , 0402 10 , 0404 10 10 , 0405 10 00 , 0405 90 , 0406 90 00 , 
0601, 0602 , 0703 20 00 , 0713 10 , 0802 11 00 , 0802 12 00 , 0802 31 00 , 0802 32 00 , 
0805 40 00 , 0806 20 , 0808 10 00 , 0809 40 00 , 0813 20 00, 0901 11, 0901 90 10 , 1001 11 00 , 
1001 91 00, 1001 9920 , 1005 90 , 1006 , 1502 , 1515 30 90 , 1704 10 00 , 1901 10 , 
2009 11 00, 2009 12 00 , 2009 19 00 , 2204 , 2205 , 2206 00 00 , 2207 10 , 2208 , 2510 20 , 
2515 12 20 , 3102 21 00 , 3102 50 00 , 3104 30 00 , 3105 20 00, 3105 30 00 , 3105 40 00 , 
3105 51, 3105 59 00 , 3105 60 00 , 3105 90 , 3818 , 4011 30 00 , 5105 29 10 , 5111, 5112 , 5113, 
5208 41, 5208 42 , 5208 49, 5208 51, 5208 52 , 5208 59, 5209 41, 5209 42 00 , 5209 43, 
5209 51 , 5209 52 , 5209 59 , 5210 41, 5210 49, 5210 51, 5210 59, 5211 41 , 5211 42 00 , 
5211 43 , 5211 51, 5211 52 , 5211 59 , 5212 15 00 , 5212 24 00 , 5212 25 00 , 5407 10 , 5407 41, 
5407 42 , 5407 43 00 , 5407 44 , 5407 51, 5407 52, 5407 53 00, 5407 54 , 5407 69 00 , 5407 71, 
5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 81, 5407 82 , 5407 83 00 , 5407 84 , 5407 91, 
5407 92 00, 5407 93 00 , 5407 94 00, 5408 22, 5408 23 00 , 5408 24 , 5408 31, 5408 32, 
5408 33 00 , 5408 34 , 5511 10 00 , 5511 20 00 , 5511 30 , 5512 19 , 5512 29 , 5512 99, 
5513 21 00 , 5513 23 00 , 5513 29 00, 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 
5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 
5514 49 00 , 5515 , 5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 , 5516 24 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 
5516 93 00, 5516 94 00 , 5702 32, 5702 42 , 5702 92, 5703 20 , 5703 30 , 5704 20 , 5704 90 , 
5801, 5802 19 , 5804 , 5810 10 00 , 6001 92 00 , 6101 20 00 , 6101 30 , 6102 10 00 , 6102 20 00 , 
6102 30 , 6104 19 (except of wool or fine animal hair or cotton ), 6104 41 00 , 6104 43 00, 
6104 44 00, 6104 49, 6104 51 00 , 6104 52 00, 6104 53 00 6104 59 , 6104 62 00 , 6104 63 00, 
6105 , 6106 , 6107 11 00 , 6107 12 , 6108 21 00 , 6108 22 , 6108 91 00 , 6108 92 , 6109, 6110 , 
6201 11 00, 6201 12 , 6201 13 , 6201 91 00, 6201 92 00 , 6201 93 00 , 6202 11, 6202 12 00 , 
6202 13 00 , 6202 91, 6202 92, 6202 93 , 6203 , 6204 11 00 , 6204 13 00 , 6204 19 , 6204 31 , 
6204 32 00 , 6204 33 00 , 6204 39 , 6204 41, 6204 42 , 6204 43 , 6204 44 00 , 6204 49 , 
6204 51 00 , 6204 61, 6204 62 , 6204 69, 6205 , 6206 20 00 , 6206 30 , 6206 40 00 , 6207 11 00 , 
6207 19 , 6207 99 (other than goods of man -made fibres ), 6208 11 00, 6208 19 , 6208 91, 
6208 92 , 6210 20 , 6210 30 , 6210 40, 6210 50 00, 6211 32 00 , 6211 33 00, 6211 42, 
6211 43 00, 6212 , 6214 10 , 6214 20 , 6214 90 , 6215 , 6301 20 00 , 6302 21 00 , 6302 31 00 , 
6802 10 00 , 6802 21 10 , 6802 21 20 , 6802 21 90 , 6802 91 00, 6802 92 00 .” ; 


(ii) 
(iii ) 


Sl. Nos . 9 to 51 and the entries relating thereto , shall be omitted . 
after Sl. No. 52 and the entries relating thereto , the following Sl. No. and entries shall be inserted with 
effect from the 1s day of April, 2020 , namely : - 
( 1) 

( 2 ) 
“ 53 . All commercial vehicles ( including electric vehicles), falling under heading 8702 and 

8704 , if imported as completely built units (CBUs).” . 


[ F . No. 334 /2 /2020 – TRU ] 


GAURAV SINGH , Dy. Secy . 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note : 


The principal notification No . 11 /2018 -Customs, dated the 2nd February, 2018 was published in the 
Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub -section (i) vide number G .S .R . 114 ( E ), dated 
the 2nd February, 2018 and was last amended by notification No. 39/2019- Customs, dated the 
30th December, 2019, published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - section 
(i) vide number G. S. R. 967( E), dated the 30th December , 2019 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 फरवरी, 2020 

सं . 10/ 2020-सीमाशुल्क 
सा . का .नि . 70 ( अ ). केन्द्रीय सरकार , सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , यह निदेश देती है 
कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचनाओं का 
संशोधन उक्त सारणी के स्तंभ ( 3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाए , अर्थात् :-- 


सारणी 


क्रम सं . 


अधिसूचना सं. और तारीख 


संशोधन 


( 1 ) 


( 3 ) 


___ ( 2) 
अधिसूचना सं. 73/ 2005-सीमाशुल्क तारीख 22 जुलाई, 2005 । 


[ सा . का . नि . 498( अ ) तारीख 22 जुलाई , 2005 ] 


उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं . 143 के 
सामने , स्तंभ ( 2 ) में प्रविष्टि के स्थान पर 
" 8529 90 30 या 8529 90 90 " प्रविष्टि रखी 
जाएगी। 


| अधिसूचना सं . 101/ 2007 - सीमाशुल्क तारीख 11 सितंबर , 2007 । 


[ सा . का. नि . 583(अ) तारीख 11 सितंबर, 2007 ] 


उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं . 1002 के 
सामने , स्तंभ ( 2 ) में प्रविष्टि के स्थान पर 
" 8529 90 30 या 8529 90 90 " प्रविष्टि रखी 
जाएगी । 


अधिसूचना सं . 46/ 2011 -सीमाशुल्क तारीख 1 जून, 2011 


[ सा . का . नि . 423( अ) तारीख 1 जून , 2011] 


उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं . 1404 के 
सामने , स्तंभ ( 2 ) में प्रविष्टि के स्थान पर 
" 8529 90 10 से 8529 90 30 ” प्रविष्टि रखी 
जाएगी । 


अधिसूचना सं . 53/ 2011 - सीमाशुल्क तारीख 1 जुलाई , 2011 । 


[ सा . का .नि . 499 ( अ) तारीख 1 जुलाई, 2011] 


उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं . 1445 के 
सामने , स्तंभ ( 2 ) में प्रविष्टि के स्थान पर 
" 8529 90 10 से 8529 90 30 ” प्रविष्टि रखी 
जाएगी । 


[ फा . संटीआरयू- 2020 /2/334 .] 

गौरव सिंह , उप सचिव 


टिप्पण : 


मूल अधिसूचना सं . 73/ 2005 - सीमाशुल्क , तारीख 22 जुलाई , 2005, भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , 
खंड 3 उप - खंड (i) में सा . का . नि . सं . 498( अ) तारीख 22 जुलाई , 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और 
अधिसूचना सं. 36/ 2019-सीमाशुल्क तारीख 30 दिसंबर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी , जो 
भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3 उप - खंड (i) सा . का . नि . सं . 964 ( अ ) तारीख 30 दिसंबर , 2019 
द्वारा प्रकाशित की गई । 


28 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 (i ) ] 


2. 


मूल अधिसूचना सं . 101/ 2007 -सीमाशुल्क , तारीख 11 सितंबर , 2007 , भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II, खंड 3 उप -खंड (i) में सा . का . नि . सं . 583( अ ) तारीख 11 सितंबर , 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और 
अधिसूचना सं . 19/ 2017-सीमाशुल्क तारीख 16 मई , 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी , जो भारत 
के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3 उप - खंड (i) सा . का . नि . सं . 473( अ ) तारीख 16 मई , 2017 द्वारा 
प्रकाशित की गई । 


3. 


मूल अधिसूचना सं . 46 / 2011- सीमाशुल्क , तारीख 1 जून , 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3 
उप - खंड (i) में सा . का . नि . सं . 423( अ ) तारीख 1 जून , 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना 
सं . 41/ 2019-सीमाशुल्क तारीख 31 दिसंबर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3 उप - खंड (i) में सा . का . नि . सं . 976( अ ) तारीख 31 दिसंबर , 2019 द्वारा 
प्रकाशित की गई । 
मूल अधिसूचना सं . 53/ 2011-सीमाशुल्क तारीख 1 जुलाई, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , 
खंड 3 उप - खंड (i) में सा . का . नि . संख्यांक 499( अ ) तारीख 1 जुलाई , 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और 
अधिसूचना सं . 42/ 2019- सीमाशुल्क तारीख 31 दिसंबर , 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो 
भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3 उप - खंड (i) में सा . का . नि . सं . 977 ( अ ) तारीख 31 दिसंबर , 
2019 द्वारा प्रकाशित की गई । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February , 2020 

No. 10 /2020 - Customs 
G .S .R . 70 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962 ), the CentralGovernment, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to 
do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ), specified in column (2 ) of the Table below shall be amended in themanner specified 
in the corresponding entry in column (3 ) of the said Table , namely: - 

TABLE 


Sl. 


Notification number and date 


Amendments 


No . 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 . | 


Notification No. 73/ 2005 - Customs , dated the | In the said notification, in the Table, against serial 
22nd July, 2005 . 

number 143 , for the entry in column (2 ), the entry 

" 8529 90 30 or 8529 90 90 " shall be substituted . 
[ G. S. R. 498 ( E), dated the 22nd July, 2005 ] 


2. 


Notification No. 101 / 2007 - Customs, dated the | In the said notification , in the Table, against serial 
11th September, 2007. 

number 1002 , for the entry in column ( 2 ), the entry 

“ 8529 90 30 or 8529 90 90 " shall be substituted . 
[ G.S. R. 583( E), dated the 11th September, 
2007 ] 


Notification No. 46/ 2011 - Customs, dated the | In the said notification, in the Table, against serial 
1st June, 2011 . 

number 1404 , for the entry in column (2 ), the entry 

“ 8529 90 10 to 8529 90 30 " shall be substituted . 
[ G . S. R. 423 ( E ), dated the 1 " June, 2011 ] 


4 . 


Notification No . 53 / 2011 - Customs , dated the | In the said notification, in the Table, against serial 
1 " July, 2011. 

number 1445 , for the entry in column (2 ), the entry 

" 8529 90 10 to 8529 90 30 " shall be substituted . 
[ G . S. R. 499( E), dated the 1 " July, 2011 ] 


[ F. No. 334 /2/2020 - TRU] 
GAURAV SINGH , Dy. Secy. 


[ भाग II – खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . 


Note : 
1. The principal notification No. 73 /2005 -Customs, dated the 22nd July , 2005 was published in the Gazette 

of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i), vide number G . S .R . 498( E ), dated the 
22nd July , 2005 and was last amended by notification No. 36 / 2019 - Customs, dated the 30th December, 
2019 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - section (i), vide number 
G . S. R. 964 ( E ), dated the 30th December, 2019 . 
The principal notification No. 101/ 2007 - Customs, dated the 11th September, 2007 was published vide 

number G. S. R. 583( E), dated the 11th September, 2007 and last amended by notification No . 19/ 2017 
__ _ Customs dated the 16 " May, 2017 published vide number G . S. R. 473( E), dated the 16 " May , 2017. 
3. The principal notification No. 46 / 2011- Customs, dated the 1st June, 2011 was published in the Gazette 

of India, Extraordinary , Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G. S. R. 423 ( E), dated the 
1st June , 2011 and last amended , vide notification No . 41/ 2019 -Customs, dated the 31st December, 
2019 , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i), vide number 

G. S . R. 976 ( E), dated the 31 " December, 2019 . 
4 . The principal notification No . 53 /2011 - Customs, dated the 1st July , 2011 was published in the Gazette 

of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i), vide number G . S . R . 499 ( E ), dated the 
1st July, 2011 and was last amended by notification No. 42 / 2019 - Customs , dated the 31st December, 
2019 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - section (i), vide number 
G . S . R . 977 ( E ), dated the 31 December, 2019. 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 फरवरी, 2020 

सं. 11/ 2020 -सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 71.( अ ) केंद्रीय सरकार , सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 82/ 2017 - सीमाशुल्क, तारीख 27 अक्तूबर , 2017 , सा . का . नि . सं . 1341( अ ) 
तारीख 27 अक्तूबर , 2017 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित की गई थी , का 
निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 
उक्त अधिसूचना की , सारणी में क्रम सं . 31क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा । 

[ फा . सं- 2020/ 2/334 .टीआरयू] 

गौरव सिंह , उप सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 82/ 2017 -सीमाशुल्क , तारीख 27 अक्तूबर , 2017 सा . का . नि . सं . 1341 ( अ) तारीख 27 अक्तूबर , 

2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं . 58/ 2018- सीमाशुल्क , तारीख 7 अगस्त , 2018 द्वारा अंतिम 
बार संशोधित की गई जो सा . का . नि . सं . 754 ( अ ) तारीख 7 अगस्त , 2018 द्वारा प्रकाशित की गई । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February , 2020 

No. 11 /2020 -Customs 
G .S . R . 71 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to 
do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ), No . 82 / 2017 -Customs, dated the 27th of October, 2017 , published 
in the Gazette of India, Extraordinary vide number G .S . R . 1341 (E ), dated the 27th of October, 2017 , namely : - 
In the said notification , in the Table, serial number 31A and the entries relating thereto shall be omitted . 

[ E. No . 334/2/ 2020 -TRU] 


GAURAV SINGH, Dy. Secy. 


Note : The principal notification No.82 /2017 -Customs, dated the 27th October, 2017 was published vide number 

G . S .R . 1341 (E ), dated the 27th October, 2017 and last amended by notification No. 58 /2018 - Customs 
dated the 7th August, 2018 published vide number G . S .R . 754 ( E ) dated the 7th August, 2018 . 


30 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020 

सं . 12/ 2020- सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 72.( अ) केंद्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) 
और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो 
जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की ऐसी अधिसूचनाओं, जो 
नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ( 2) में यथाविर्निदिष्ट हैं , उक्त सारणी के स्तंभ ( 3) में यथाविर्निदिष्ट तत्स्थानी सा . का .नि . संख्यांक 
द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित की गई थीं , को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे 
विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, का विखंडन करती है , अर्थात् :-- 
क्रम सं . अधिसूचना सं . 

सा . का .नि . सं . 

( 3 ) 
1 . 205/ 92- सीमाशुल्क , तारीख 19 मई, 1992 

538 ( अ ) 19 मई , 1992 
73/ 99- सीमाशुल्क, तारीख 8 जून , 1999 

411 ( अ ) 8 जून , 1999 
105/ 99 - सीमाशुल्क , तारीख 10 अगस्त , 1999 

582( अ ) 10 अगस्त , 1999 
22/ 2003- सीमाशुल्क , तारीख 4 फरवरी, 2003 

78( अ) 4 फरवरी 2003 
14/ 2004 - सीमाशुल्क , तारीख 8 जनवरी , 2004 

27( अ ) 8 जनवरी, 2004 
56/ 2006- सीमाशुल्क , तारीख 7 जून , 2006 

351( अ ) 7 जून , 2006 
22/ 2007 - सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2007 

119 ( अ ) 1 मार्च, 2007 
13/ 2010 - सीमाशुल्क , तारीख 19 फरवरी, 2010 

94 ( अ ) 19 फरवरी , 2010 


( 1 ) 


( 2 ) 


Noor.ACON| 


[ फा . संटीआरयू- 2020/ 2/334 .] 

गौरव सिंह , उप सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February, 2020 

No. 12 /2020 -Customs 
G . S . R . 72 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962) and section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), the Central Government on 
being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby rescinds the notifications of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) as specified in column ( 2 ) of the 
Table below , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i), vide 
corresponding number G . S .R . as specified in column (3 ) of the said Table, except as respects things done or 
omitted to be done before such rescission , namely: 

TABLE 


S . No. 


G . S . R. No . 


___ ( 3 ) 


Notification No. 

( 2 ) 
205 /92-Customs , dated the 19th May, 1992 
73/ 99 - Customs, dated the 8th June, 1999 
105 / 99 -Customs, dated the 10th August , 1999 
22/ 2003 - Customs, dated the 4th February, 2003 
14/ 2004- Customs , dated the 8th January, 2004 
| 56 / 2006- Customs, dated the 7th June , 2006 
22 / 2007- Customs, dated the 1st March, 2007 
13/ 2010 - Customs, dated the 19th February, 2010 


538 ( E), the 19th May, 1992. 
411 ( E), the 8th June, 1999 . 
582 ( E), the 10th August, 1999 . 
78( E), the 4th February, 2003 . 
27 ( E), the 8th January, 2004. 
351 ( E), the 7th June, 2006 . 

119 ( E), the 1st March, 2007. 
| 94 ( E), the 19th February, 2010 . 


[ E. No. 334/2/ 2020 - TRU] 
GAURAV SINGH, Dy. Secy. 


[ भाग II – खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


31 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी , 2020 
सं . 09 / 2020-सीमाशुल्क ( एन.टी .) 


सा . का .नि . 73 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 9क की 
उपधारा ( 6) और धारा 9ख की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तु की 
पहचान , उस पर प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण ) नियम , 1995 का और संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्: 


1 . संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तु की पहचान , उस पर प्रति 

पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) संशोधन नियम , 2020 है । 

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान , उस पर प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का 
अवधारण ) नियम , 1995 में . - 
( क )नियम 2 में , - 
(i) उपनियम ( ख ) में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा , अर्थात् : 

"स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए उत्पादक को आयातक या निर्यातक से तभी संबंधित समझा जाएगा 
यदि , 
( क ) उनमें से एक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दूसरे को नियंत्रित करता है; या 
( ख) उनमें से दोनों पर-व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियंत्रित हैं ; या 
( ग ) वे एक साथ इस शर्त के अधीन रहते हुए पर -व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियंत्रित करते हैं कि यह 

विश्वास करने या संदेह करने के आधार हैं कि संबंध का प्रभाव इस प्रकार का है कि उत्पादक गैर - संबंधी 

उत्पादकों से भिन्न व्यवहार कर सकें । 
टिप्पण - इस स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए, एक उत्पादक को दूसरे उत्पादक पर नियंत्रण करने वाला समझा जाएगा 
जब पहले वाला , बाद वाले पर वैधतः या प्रचालनात्मक रूप से अवरोध उत्पन्न करे या निदेश देने की स्थिति में है । " 
(ii) खंड ( घ ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

( घक ) “ अन्वेषण की अवधि ” से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान पाटन के अस्तित्व की परीक्षा की जाती 


( ख) नियम 22 के उपनियम ( 2) के पश्चात् निम्नलिखित उप -नियम और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

"( 3). सहकारी गैर - नमूना निर्यातकों या उत्पादकों के लिए पहले से ही अधिरोपित प्रति पाटित शुल्क का विस्तार ऐसे 
निर्यातकों या उत्पादकों के लिए किया जाएगा जिनका आरंभतः अन्वेषण नहीं किया गया था । 
स्पष्टीकरण - इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अन्वेषण की अवधि , 

(i) अन्वेषण के आरंभ की तारीख से छह मास से अन्यून की नहीं होगी । 
(ii) बारह मास की अवधि की होगी और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के पश्चात् अभिहीत प्राधिकारी 

न्यूनतम छह मास या अधिकतम अठारह मास पर विचार कर सकेगा। "; 
(ग ) नियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात् : 

" 25. प्रति पाटित शुल्क परिवंचन – ( 1 ) परिवंचन किसी देश और भारत के बीच या किसी देश की व्यक्तिगत कंपनियों 
और भारत के बीच ऐसे उपायों के अधीन रहते हुए व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन के रुप में परिभाषित किया जाएगा , 
जो ऐसी पद्धति , प्रक्रिया या कार्य से उदभूत होता है जिसके लिए अपर्याप्त कारण या शुल्क के अधिरोपण से भिन्न 
आर्थिक औचित्य नहीं है , और जहां क्षति का साक्ष्य है या यह कि समान वस्तु की कीमत या मात्रा या दोनों के कारण 
शुल्क का उपचारात्मक प्रभाव कम आंका जा रहा है; और जहां समान उत्पाद के लिए पूर्वतर स्थापित सामान्य मूल्यों के 
संबंध में पाटन का साक्ष्य है वहां यदि आवश्यक हो , समुचित परिवर्तन या समायोजित या नियम 10 के उपबंधों के 
अनुसार किया जाएगा । 


32 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


। 


( 2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट पद्धति , प्रक्रिया या कार्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को सम्मिलित करता है: 
( क ) जहां प्रति पाटित शुल्क के अधीन किसी वस्तु को , प्रति पाटित शुल्क के उदग्रहण के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित 
मूल देश या निर्यातक देश सहित किसी देश से भारत में एकत्ररहित , अपरिष्कृत या अपूर्ण रूप में आयातित किया जाता 
है और भारत में या किसी अन्य देश में एकत्रित , परिष्कृत और संपूरित किया जाता है , तो ऐसे एकत्रीकरण , परिष्करण 
और संपूरण को प्रवृत्त प्रति पाटित शुल्क का परिवंचन समझा जाएगा यदि, - 

(i) प्रचालन , प्रति पाटित शुल्क अन्वेषण के पश्चात् या ठीक पूर्व आरंभ किया गया या बढ़ाया गया और 
उनके भाग और संघटकों का आयात प्रति पाटित शुल्क के उदग्रहण के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित मूल 
देश या निर्यातित देश से किया गया है; और 
( ii) एकत्र करने या पूर्ण प्रचालन के दौरान लाए गए इनपुट के लिए वर्धित मूल्य विनिर्माता लागत के 
35 % से कम है : 

परन्तु यह कि प्रौद्योगिकी जैसे पेटेंट , कापीराइट , ट्रेडमार्क , रायल्टी, तकनीकी जानकारी , परामर्श 
प्रभार आदि के उपापन के लिए अतिरिक्त मूल्य , व्यय की गणना , लाए गए भागों के मूल्य के लिए सम्मिलित 
नहीं की जाएगी । 
स्पष्टीकरण |. – मूल्य से एकत्रित , संपूरित या परिष्कृत वस्तु की लागत में से आयातित भागों या घटकों का 
मूल्य घटाकर अभिप्रेत है । 
स्पष्टीकरण II . मूल्य की संगणना के प्रयोजनों के लिए, बौद्धिक संपदा अधिकार , रायल्टी , तकनीकी 

जानकारी, फीस और परामर्श प्रभार से संबंधी संदाय पर हुए व्ययों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा । 
( ख ) जहां प्रति पाटित शुल्क किसी वस्तु का आयात , उस वस्तु के विवरण , नाम या मिश्रण के परिवर्तन जैसी प्रक्रिया के 
पश्चात् प्रति पाटित शुल्क के उदग्रहण के लिए अधिसूचित मूल देश या निर्यातित देश से भारत में किया जाता है , और 
वस्तु के विवरण , नाम या मिश्रण के इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप वस्तु के रूप या प्ररुप में अलग रूप से परिवर्तन हो 
जाता है और उससे हए किसी टैरिफ वर्गीकरण के परिवर्तन की परवाह न करते हुए , वहां ऐसे परिवर्तन को प्रवृत्त प्रति 
पाटित शुल्क का परिवंचन समझा जाएगा । 
( ग) जहां प्रति पाटित शुल्क के अधीन किसी वस्तु का आयात प्रति पाटित शुल्क के अधीन न रहते हुए निर्यातक या 
उत्पादक या देश के माध्यम से भारत में किया जाता है तो ऐसे निर्यात को प्रवृत्त प्रति पाटित शुल्क का परिवंचन समझा 
जाएगा, यदि प्रति पाटित शुल्क के उदग्रहण के लिए अधिसूचित निर्यातक या उत्पादन प्रति पाटित शुल्क के अधीन न 
रहने वाले निर्यातक या उत्पादक या देश के माध्यम से अपने उत्पादों भारत को निर्यात करने के लिए अपनी व्यापार 
पद्धति, व्यापार पैटर्न या विक्रय चैनल में परिवर्तन करते हैं । 

( घ) कोई अन्य रीति जहां प्रति पाटित शुल्क इस प्रकार अधिरोपित किया गया है, निष्प्रभावी किया जाता है ।"; 
( घ) उपाबंध 2 में पैरा (iii) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा , अर्थात् : 

"(iii) ऐसे मामले में जहां किसी उत्पाद का आयात एक से अधिक देश से प्रति पाटित अन्वेषण के अध्यधीन समसामयिक 
रूप से किया जा रहा है, अभिहीत प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव की पहुंच संचयी रूप से होगी , केवल जब उसे 
निर्धारित किए जाने पर कि , - 

( क ) प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित किए गए पाटन का पार्श्व निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में 
दो प्रतिशत से अधिक अभिव्यक्त किया गया हो तथा प्रत्येक देश से आयात की मात्रा वैसी वस्तु के आयात की 
तीन प्रतिशत है अथवा जहां व्यष्टिक राष्ट्रों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है , वैसी ही वस्तुओं का आयात के 
सात प्रतिशत से अधिक के लिए आयात की गणना सामुहिक रूप से की जाएगी और; 
( ख ) आयात के प्रभाव का संचयी निर्धारण आयात किए गए उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की दशा को ध्यान 
में रखते हुए और आयात किए गए उत्पादकों और वैसी ही घरेलू उत्पाद के मध्य प्रतिस्पर्धा की दशा में उचित 


[ फा . सं . 334/ 2/ 2020 -टी . आर . यू .] 

गौरव सिंह , उप सचिव 
टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं . 2/1995- सीमाशुल्क ( एन . टी .), तारीख 1 जनवरी , 1995 को अधिसूचित की गई थी जो 

भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड (i), संख्यांक सा . का .नि . 1( अ ) तारीख 1 जनवरी , 1995 को 
प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं . 6/ 2012- सीमाशुल्क ( एन . टी .), तारीख 19 जनवरी , 
2012, भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड (i), संख्यांक सा . का . नि . 36 ( अ ) तारीख 19 जनवरी , 
2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


[HTT II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


33 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February , 2020 

No. 09 /2020 - Customs (N . T.) 
G . S .R . 73 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (6 ) of section 9A and 
sub - section (2 ) of section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby 
makes the following rules further to amend the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of 
Anti -dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995 , namely: - 
1 . Short title and commencement. - ( 1) These rules may be called the Customs Tariff (Identification , 
Assessment and Collection of Anti- dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) 
Amendment Rules, 2020 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2 . In the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped 
Articles and for Determination of Injury ) Rules, 1995 , - 
(a ) in rule 2 , 
(i) in clause (b ), for the Explanation , the following Explanation shall be substituted, namely: - 

“ Explanation . - For the purposes of this clause , producers shall be deemed to be related to 
exporters or importers only if, 
(a ) one of them directly or indirectly controls the other; or 
(b ) both of them are directly or indirectly controlled by a third person ; or 
(c ) together they directly or indirectly control a third person subject to the condition that there 
are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause 
the producers to behave differently from non -related producers . 
Note : For the purpose of this Explanation , a producer shall be deemed to control another 
producer when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or 

direction over the latter .” ; 
( ii ) after clause (d ), the following clause shall be inserted , namely : - 

(da) “ period of investigation ” means the period during which the existence of dumping is 
examined ; ; 


(b ) in rule 22 , after sub - rule (2), the following sub -rule and Explanation shall be inserted , namely: - 

“ (3 ) The anti- dumping duty already imposed for co - operative un -sampled exporters or producers 
may also be extended to such exporters or producers who were not originally investigated . 
Explanation .- For the purposes of these rules, the period of investigation shall , 

(i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation . 
( ii ) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the 

designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen 
months.” ; 


(c ) for rule 25 , the following rule shall be substituted , namely: - 

“ 25 . Circumvention of anti-dumping duty.- (1 ) Circumvention shall be considered as a change in the 
pattern of trade between any country and India or between individual companies in any country 
subject to measures and India , as a result of a practice , process or work for which there is insufficient 
cause or economic justification other than the imposition of the duty ; and where there is evidence of 
injury or that the remedial effects of the duty are being undermined in terms of the prices or quantities 
or both of the like product; and where there is evidence of dumping in relation to the normal values 
previously established for the like product, if necessary with appropriate changes or adjustments or in 
accordance with the provisions of rule 10 . 
(2) The practice, process or work referred to in the sub -rule (1 ) includes, inter alia , 
( a ) where an article subject to anti -dumping duty is imported into India from any country 

including the country of origin or country of export notified for the purposes of levy of anti 
dumping duty , in an unassembled , unfinished or incomplete form and is assembled, finished 


34 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (i)] 


or completed in India or in any other country , such assembly , finishing or completion shall 
be considered to circumvent the anti- dumping duty in force if , - 


(i) 


the operation started or increased after , or just prior to , the anti -dumping investigations 
and the parts and components are imported from the country of origin or country of 
export notified for purposes of levy of anti -dumping duty ; and 


( ii ) the value added to the inputs brought in , during the assembly or completion operation , is 

less than 35 % of the manufacturing cost : 


Provided that for calculation of value addition , expenses on account of procurement 
of technology , such as patents, copyright, trademark , royalty , technical know - how , 
consultancy charges, etc ., shall not be included in the value of the parts brought in . 


Explanation I. – ‘ Value means the cost of assembled , complete or finished article less value 
of imported parts or components . 


Explanation II. - For the purposes of calculating the value , expenses on account of 
payments relating to intellectual property rights, royalty , technical know - how fees and 
consultancy charges, shall not be taken into account. 


(b ) where an article subject to anti-dumping duty is imported into India from country of origin or 

country of export notified for the levy of anti -dumping duty after being subjected to any process 
involving alteration of the description , name or composition of an article , such alteration shall be 
considered to circumvent the anti-dumping duty in force if the alteration of the description or name 
or composition of the article subject to anti - dumping duty results in the article being altered in form 
or appearance even in minor forms regardless of the variation of tariff classification , if any ; 


(c ) where an article subject to anti -dumping duty is imported into India through any exporter or producer 

or country not subject to anti- dumping duty , such exports shall be considered to circumvent the anti 
dumping duty in force if the exporters or producers notified for the levy of anti -dumping duty 
change their trade practice, pattern of trade or channels of sales of the article in order to have their 
products exported to India through any exporter or producer or country not subject to anti-dumping 
duty ; 


( d ) any other manner whereby the anti -dumping duty so imposed is rendered ineffective." ; 


(d) 


in Annexure II, for paragraph ( iii), the following paragraph shall be substituted , namely : - 


“ (iii ) In cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to 
anti -dumping investigation , the designated authority will cumulatively assess the effect of such imports , only 
when it determines that, 


(a ) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two 
per cent. expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is 
three per cent. of the import of like article or where the export of individual countries is less than three 
per cent., the imports collectively accounts for more than seven per cent. of the import of like article ; 
and 


(b ) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of 
competition between the imported products and the conditions of competition between the imported 
products and the like domestic products.” . 


[ F . No. 334 /2 /2020 - TRU ] 


GAURAV SINGH , Dy. Secy. 


Note : The principal rules were notified vide Notification No . 2 / 1995 -Customs (N . T ), dated the 1st January , 

1995 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number 
G .S . R . 1 ( E ), dated the 1st January , 1995 and was last amended by Notification No. 6 /2012 -Customs 
( N . T ), dated the 19th January , 2012 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , 
Sub -section (i), vide number G . S . R . 36 (E ), dated the 19th January , 2012 . 


[ भाग II – खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


35 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020 

सं . 10/ 2020-सीमाशुल्क ( एन. टी .) 
सा . का . नि . 74( अ ). केंद्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ शुल्क , 1975 ( 1975 का 51 ) धारा 9 की उप -धारा ( 7) और 
धारा 9ख की उप -धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सीमाशुल्क टैरिफ ( सहायकी वस्तु की पहचान , उस पर 
प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण ) नियम , 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाती है, अर्थात् : 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क टैरिफ ( सहायकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क 
का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण ) संशोधन नियम , 2020 है । 

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. उक्त सीमाशुल्क टैरिफ ( सहायकी वस्तु की पहचान , उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण ) 

नियम , 1995 में , - 
( क ) नियम 2 में , - 
(i) खंड ( ख) में , - 

( क) “ वैसे ही वस्तुओं के समस्त घरेलू उत्पादक ” शब्दों से आरंभ होने वाले और “ उत्पादकों के बारे में होगा " 
शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 
" वैसे ही वस्तुओं के विनिर्माण में समग्रत: लगे घरेलू उत्पादक या ऐसे जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन 
उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पाद का तब के सिवाय बड़ा अनुपात गठित करता है जब ऐसे उत्पादक अभिकथित 
सहायिकी वस्तु या दूसरे देश से वैसे ही वस्तु के निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं या स्वयं उसके आयातक 


( ख) परंतुक के पश्चात् , निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत :स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए , उत्पादक को आयातक या निर्यातक से तभी संबंधित 
समझा जाएगा यदि - 
( क) उनमें से एक प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत : दूसरे को नियंत्रित करता है; या 
( ख ) उनमें से दोनों पर - व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षत : या अप्रत्यक्षत : नियंत्रित हैं ; या 


वे एक साथ इस शर्त के अधीन रहते हए पर -व्यक्ति को प्रत्क्षत : या अप्रत्यक्षत : नियंत्रित करते 
हैं कि यह विश्वास करने या संदेह करने के आधार हैं कि संबंध का प्रभाव इस प्रकार का है कि 
उत्पादक गैर - संबंधी उत्पादकों से भिन्न व्यवहार कर सकें । 


टिप्पण : इस स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए , एक उत्पादक को एक अन्य उत्पादक पर नियंत्रण करने वाला 
समझा जाएगा जब पहला बाद वाले पर वैधत : या प्रचालनात्मक रूप से अवरोध उत्पन्न करने या निदेश देने 

की स्थिति में है । " 
(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत : स्थापित किए जाएंगे , अर्थात्: 

“ (गक ) “समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो अन्वेषणाधीन वस्तु की बाबत सभी तरह से समरूप या 
समान है या ऐसी वस्तु के अभाव में , एक अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी तरह से समान नहीं है फिर भी 
अन्वेषणाधीन उन सभी वस्तु के लक्षणार्थ लगभग समान है । "; 


“(गख ) “ अन्वेषण की अवधि " से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान आर्थिक सहायता के अस्तित्व की 
परीक्षा की जाती है । 


(iii) खंड ( घ ) में “धारा 9क " शब्द , अंक और अक्षर के स्थान पर “धारा 9 " शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 


( ख ) नियम 6 के उप -नियम ( 5 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप -नियम और स्पष्टीकरण अंत :स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 


36 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i )] 


"( 6 ) अभिहित प्राधिकारी तब तक अन्वेषण के आरंभ के उपयोजन का कोई प्रचार करने से बचेगा जब तक अन्वेषण 
आरम्भ करने का विनिश्चय न किया गया हो । 
स्पष्टीकरण :- इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अन्वेषण की अवधि, - 

(i) अन्वेषण के आरम्भ की तारीख से छह मास से अन्यून की नहीं होगी ; 
(ii ) बारह मास की अवधि की होगी और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के पश्चात् अभिहित प्राधिकारी 

न्यूनतम छह मास या अधिकतम अट्ठारह मास पर विचार कर सकेगा । " 
(ग) नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" 6क . परामर्श - ( 1) नियम 6 के अधीन आवेदन स्वीकार किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र , और किसी भी दशा में किसी 
अन्वेषण के आरंभ के पूर्व ऐसे निर्यातक देश की सरकार को , जिसका उत्पाद अन्वेषण के अधीन हो सकेगा , नियम 6 में 
निर्दिष्ट मामलों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए परामर्श आमंत्रित किया जाएगा जिससे कि पारस्परिकत : सहमत समाधान 
निकाला जा सके । 


( 2) निर्यातक देश की सरकार को तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए परामर्श जारी रखने का युक्तियुक्त अवसर 

प्रदान किया जाएगा जिससे कि अन्वेषण की संपूर्ण अवधि के दौरान पारस्परिकत : सहमत समाधान निकाला जा सके । " 
( घ) नियम 11 के उप -नियम ( 1) में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् : 

“( ग ) वस्तु के विनिर्माण, उत्पाद और निर्यात में लगे व्यक्तियों या उद्यमियों या उद्योगों या अभिहित भौगोलिक क्षेत्रों की 

सीमित संख्या को प्रदत्त किया गया है " 
(ड.) नियम 17 के उप-नियम ( 6) में परंतुक के स्थान पर , निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे , अर्थात् : 

“ परन्तु अभिहित प्राधिकारी उपक्रम का मॉनीटर करने के लिए सावधिकत: उत्पादक या आयातक से सूचना अभिप्राप्त 
करेगा और यदि अपेक्षित हो , स्थल पर सत्यापन के कदम उठा सकेगा । 


परंतु यह और कि उपक्रम के किसी अतिक्रमण की दशा में अभिहित प्राधिकारी यथांसभव शीघ्र उपक्रम के अतिक्रमण की 
सूचना केंद्रीय सरकार को देगा और उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना का उपयोग करते हुए तत्काल अनंतिम उपाय को लागू 
करने की सिफारिश करेगा । अतिक्रमण की दशाओं में ऐसे उपबंधित उपायों के लागू होने से पूर्व नब्बे दिनों से अन्यून 
उपभोग के लिए प्रविष्ट के उत्पाद पर इन नियमों के अनुसार निश्चायक शुल्क उदगृहीत किया जा सकेगा , किंतु ऐसा 
पूर्वव्यापी निर्धारण उपक्रम के अतिक्रमण के पूर्व प्रविष्ट आयातों को लागू नहीं होगा । " 


( च) नियम 22 के उप -नियम (2) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

“ परंतु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे उपक्रम के अतिक्रमण की दशा में , 
अनंतिम शुल्क उपक्रम के अतिक्रमण की तारीख से या ऐसी तारीख से जो केंद्रीय सरकार प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट करे 

उदगृहीत किया गया समझा जाएगा । " 
( छ) नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् : 

" 24. पुनर्विलोकन – ( 1) अधिनियम की धारा 9 के अधीन अधिरोपित कोई प्रतिशुल्क तब तक और आवश्यक विस्तार 
के साथ प्रवृत्त रहेगा जो कि आर्थिक सहायता द्वारा कारित क्षति की प्रतिक्रिया के लिए हो । 


( 2 ) अभिहित प्राधिकारी प्रतिशुल्क के सतत् अधिरोपण की आवश्यकता का , जहां आवश्यक हो , अपनी निजी पहल पर 
या किसी हितबद्ध पक्षकार जो ऐसे पुनर्विलोकन की आवश्यकता को साबित करती है, आवश्यक सूचना देता है, के 
अनुरोध पर पुनर्विलोकन करेगा और निश्चायक प्रतिशुल्क के अधिरोपण से युक्तियुक्त कालावधि बीत गई है और ऐसे 
पुनर्विलोकन पर अभिहित प्राधिकारी इसके प्रत्याहरण के लिए केंद्रीय सरकार को सिफारिश करेगा जब वह इस निष्कर्ष 
पर पहुंचता है कि घरेलू उद्योग को क्षति बनी रहने की संभावना नहीं है या पुन : नहीं हो सकती है यदि प्रतिशुल्क को 
हटाया जाता है या फेरफार किया जाता है और अब आवश्यक नहीं है । 
( 3) अधिनियम के अधीन उदगृहीत कोई निश्चायक प्रतिशुल्क इसके अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक 
अवधि के लिए प्रभावी होगा । अभिहित प्राधिकारी , अपनी निजी पहल पर या उस अवधि की समाप्ति से पूर्व युक्तियुक्त 
कालावधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उनकी ओर से किए गए सम्यक सारवान अनुरोध पर उस अवधि से पूर्व आरंभ 
किए गए पुनर्विलोकन पर यह निष्कर्ष निकालने पर कि उक्त प्रतिशुल्क की समाप्ति से सहायता बनी रहने या फिर से 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


37 


होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, अधिनियम की धारा 9 के अनुसार ऐसे अधिरोपण की अवधि का 
विस्तार करने की सिफारिश कर सकेगा । 
( 4) उप-नियम (1) के अधीन आरंभ किया गया पुनर्विलोकन , ऐसे पुनर्विलोकन के आरंभ की तारीख से बारह मास की 
अवधि के भीतर समाप्त किया जाएगा । 
( 5) नियम 6, 7, 8, 9, 10 , 11 ,12, 13, 16 , 17, 18, 19, 20 , 22 और 23 के उपबंध पुनर्विलोकन की दशा में 
यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे । 
25. प्रतिशुल्क का परिवंचन – ( 1) परिवंचन किसी देश और भारत के बीच या किसी देश की व्यक्तिगत कंपनियों और 
भारत के बीच ऐसे उपायों के अधीन रहते हुए व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाएगा , जो ऐसी 
पद्धति , प्रक्रिया या कार्य से उदभूत होता है जिसके लिए अपर्याप्त कारण या शुल्क के अधिरोपण से भिन्न आर्थिक औचित्य 
नहीं है , और जहां क्षति का साक्ष्य है या यह कि समान वस्तु की कीमत या मात्रा या दोनों के कारण शुल्क का 
उपचारात्मक प्रभाव कम आंका जा रहा है और मूल या पूर्व अवधारण में यथाअवधारित सहायिकी से आयतित जैसे 
उत्पाद या उसके भाग या दोनों अब भी आर्थिक सहायता का लाभ उठा रहे हैं । 
( 2) उप-नियम ( 1) में निर्दिष्ट पद्धति , प्रक्रिया या कार्य अन्य बातों के साथ -साथ निम्नलिखित को सम्मिलित करता है: 

( क ) जहां प्रतिशुल्क के अधीन किसी वस्तु को , प्रतिशुल्क के उदग्रहण के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित मूल देश 
या निर्यातक देश सहित किसी देश से भारत में एकत्ररहित , अपरिष्कृत या अपूर्ण रुप में आयातित किया जाता 
है और भारत में या किसी अन्य देश में एकत्रित, परिष्कृत और संपूरित किया जाता है, तो ऐसे एकत्रीकरण , 
परिष्करण और संपूरण को प्रवृत्त प्रतिशुल्क का परिवंचन समझा जाएगा यदि , -- 

(i) प्रचालन , प्रतिशुल्क अनवेषण के पश्चात् या ठीक पूर्व आरंभ किया गया या बढ़ाया गया और 
उनके भाग और संघटकों का आयात प्रतिशुल्क के उदग्रहण के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित मूल देश 
या निर्यातक देश से किया गया है ; और 
(ii) एकत्रीकरण , परिष्करण या संपूरण प्रचालन के पश्चात् एकत्रित , परिष्कृत या संपूरित वस्तु की 
लागत के पैंतीस प्रतिशत से कम है ; . 
स्पष्टीकरण । -- “ मूल्य" से एकत्रित , संपूरित या परिष्कृत वस्तु की लागत में से आयातित भागों या 
संघटकों का मूल्य घटाकर अभिप्रेत है । 

स्पष्टीकरण ।। - “ मूल्य " की संगणना के प्रयोजनों के लिए, बौद्धिक संपदा अधिकार , रायल्टी , 
तकनीकी जानकारी फीस और परामर्श प्रभार से संबंधी संदाय पर हुए व्ययों को हिसाब में नहीं लिया 
जाएगा । 


( ख ) जहां प्रतिशुल्क किसी वस्तु का आयात, उस वस्तु के विवरण , नाम या मिश्रण के परिवर्तन जैसी प्रक्रिया 
के पश्चात् प्रतिशुल्क के उदग्रहण के लिए अधिसूचित मूल देश या निर्यातित देश से भारत में किया जाता है , 
और यदि वस्तु के विवरण , नाम या मिश्रण के इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप वस्तु के रूप या प्ररूप में अल्प 
रूप से परिवर्तन हो जाता है और उससे हुए किसी टैरिफ वर्गीकरण के परिवर्तन की परवाह न करते हुए , वहां 
ऐसे परिवर्तन को प्रवृत्त प्रतिशुल्क का परिवंचन समझा जाएगा । 
( ग) जहां प्रतिशुल्क के अधीन किसी वस्तु का आयात प्रतिशुल्क के अधीन न रहते हुए निर्यातक या उत्पादक 
या देश के माध्यम से भारत में किया जाता है तो ऐसे निर्यात को प्रवृत्त प्रतिशुल्क का परिवंचन समझा जाएगा , 
यदि प्रतिशुल्क के उदग्रहण के लिए अधिसूचित निर्यातक या उत्पादक प्रतिशुल्क के अधीन न रहने वाले 
निर्यातक या उत्पादक या देश के माध्यम से अपने उत्पादों को भारत को निर्यात करने के लिए अपनी व्यापार 
पद्धति, व्यापार पैटर्न या विक्रय चैनल में परिवर्तन करते हैं । 


( घ) कोई अन्य रीति जहां प्रतिशुल्क इस प्रकार अधिरोपित किया गया है, निष्प्रभावी किया जाता है । 
26. परिवंचन के अवधारण के लिए अन्वेषण का आरंभ – (1) यहां इसके नीचे उपबंध के सिवाय अभिहित प्राधिकारी 
घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से लिखित आवेदन की प्राप्ति पर अधिनियम की धारा 9 के अधीन उदगृहीत 


38 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i )] 


प्रतिशुल्क के किसी अधिकथित परिवंचन के अस्तित्व और प्रभाव का अवधारण करने के लिए अन्वेषण आरंभ 
कर सकेगा । 


( 2 ) आवेदन में अन्य बातों के साथ - साथ परिवंचन -विरोधी अन्वेषण के आंरभ को उचित ठहराने वाली परिस्थितियों के 
अस्तित्व से संबंधित पर्याप्त साक्षय होना चाहिए । 
( 3) उप -नियम ( 1 ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , अभिहित प्राधिकारी अपनी निजी पहल पर अन्वेषण आंरभ 
कर सकेगा यदि उसका सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52 ) के अधीन नियुक्त सीमाशुल्क आयुक्त या किसी 
अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना से समाधान हो जाता है कि प्रवृत्त प्रतिशुल्क के परिवंचन को इंगित करने वाली परिस्थितियों 
की विद्यमान्यता के बारे में पर्याप्त साक्ष्य है । 
( 4 ) अभिहित प्राधिकारी प्रवृत्त प्रतिशुल्क के किसी अधिकथित परिवंचन के अस्तित्व और प्रभाव के अवधारण के लिए 
अन्वेषण आरंभ कर सकेगा । 


परंतु अभिहित प्राधिकारी ऐसे अन्वेषण आरंभ करने के पूर्वनिर्यातक देश की सरकार को अधिसूचित करेगा । 


( 5 ) नियम 7 के अधीन साक्ष्य और प्रक्रियाओं से संबंधित उपबंध इस नियम के अधीन किए जाने वाले किसी अन्वेषण 
यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे । 
( 6) ऐसा कोई अन्वेषण बारह मास में पूरा किया जाएगा और किसी भी दशा में अभिहित प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए 
जाने वाले कारणों से अन्वेषण आरंभ करने की तारीख से अट्ठारह मास से अधिक नहीं होगा । 


27 . परिवंचन का अवधारण – (1 ) अभिहित प्राधिकारी , यह अवधारण हो जाने पर कि प्रतिशुल्क का परिवंचन किया 
गया है , आयातित ऐसी वस्तु जिनपर विद्यमान प्रतिशुल्क का परिवंचन पाया गया है या मूल उत्पादित या उनसे भिन्न 
देशों से निर्यातित वस्तु जो पहले ही प्रतिशुल्क के अधिग्रहण के प्रयोजन के लिए अधिसूचित नहीं है, के आयातों को 
विद्यमान प्रतिशुल्क के अधिरोपण की सिफारिश कर सकेगा और ऐसा उद्ग्रहण भूतलक्षी प्रभाव से नियम 26 के अधीन 
अन्वेषण के आरम्भ की तारीख से लागू हो सकेगा । 
( 2) अभिहित प्राधिकारी अपना निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए लोक सूचना जारी करेगा । 
( 3) केंद्रीय सरकार , अभिहित प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में , नियम 26 के अधीन अन्वेषण के 
आरंभ की तारीख से या ऐसी तारीख से जो अभिहित प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की जाए , ऐसी वस्तु के आयातों सहित 
वस्तु के आयातों पर प्रतिशुल्क विस्तारित कर सकेगी । 
28. परिवंचन का पुनर्विलोकन – (1) अभिहित प्राधिकारी, जहां आवश्यक है, अपनी निजी पहल पर या किसी हितबद्ध 
पक्षकार जो पुनर्विलोकन की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए आवश्यक सूचना देता है, यथालागू परिवंचित उत्पाद या 
परिवंचित करने वाले देश के विरुद्ध प्रतिशुल्क के सतत् अधिरोपण की आवश्यकता का पुनर्विलोकन कर सकेगा बशर्ते 
उपायों के अधिरोपण से युक्तियुक्त कालावधि बीत गई हो और ऐसे पुनर्विलोकन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को सिफारिश 
कर सकेगा । 


( 2 ) उप -नियम ( 1 ) के अधीन आंरभ किया गया कोई पुनर्विलोकन के आरंभ की तारीख से बारह मास से अनधिक अवधि 
के भीतर समाप्त किया जाएगा । " 


[ फा . सं . 334/2/ 2020-टीआरयू 

गौरव सिंह , उप सचिव 
टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या 1/1995-सीमाशुल्क ( एन .टी .) तारीख 1 जनवरी , 1995 को अधिसूचित की गई थी जो 

भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) संख्या सा . का . नि . 2( अ ) तारीख 1 जनवरी , 1995 को 
प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 24/2006-सीमाशुल्क (एन. टी .) तारीख 1 मार्च, 2006 
द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3, उप-खंड (i) संख्या सा . का. नि . 123( अ ) तारीख 1 मार्च, 2006 
द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


[HTT II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


39 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February, 2020 

No. 10 /2020 - Customs (N . T .) 
G . S . R . 74 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 9 and sub - section ( 2 ) 
of section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of 
Countervailing Duty on Subsidised Articles and for Determination of Injury ) Rules , 1995 , namely : 
1 . Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Customs Tariff ( Identification , 
Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidised Articles and for Determination of Injury ) 
Amendment Rules , 2020 . 
(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2 . In the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidised 
Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 , 
(a ) in rule 2 , 

(i) in clause (b ), 
( A ) for the portion beginning with the words “means the domestic producers ” and ending with the 

words “ not to form part of domestic industry ” , the following shall be substituted , namely : 
“means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article or those 
whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic 
production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of 
the alleged subsidised article , or like article from other countries or are themselves importers 

thereof:” ; 
(B ) after the proviso , the following Explanation shall be inserted , namely : - 
“ Explanation . - For the purposes of this clause , producers shall be deemed to be related to exporters or 
importers only if, 

(a ) one of them directly or indirectly controls the other; or 
(b ) both of them are directly or indirectly controlled by a third person ; or 
(c ) together they directly or indirectly control a third person subject to the condition that there 
are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause 

the producers to behave differently from non -related producers . 
Note : For the purpose of this Explanation , a producer shall be deemed to control another producer 
when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the 
latter.” 

after clause (c), the following clauses shall be inserted , namely: - 
" (ca ) “ like article ” means an article which is identical or alike in all respects to the article under 
investigation or in the absence of such an article , another article which although not alike in all 
respects, has characteristics closely resembling those of the article under investigation ; 
(cb) “ period of investigation ” means the period during which the existence of subsidisation is 

examined.” ; 
( iii) in clause (d ), for the word , figure and letter " section 9A ” , the word and figure “ section 9 ” shall be 

substituted” ; 
(b ) in rule 6 , after sub -rule (5 ), the following sub -rule and Explanation shall be inserted , namely: 

" (6 ) The designated authority shall avoid any publicising of the application for the initiation of an 
investigation , unless a decision has been made to initiate an investigation . 
Explanation . For the purposes of these rules, the period of investigation shall, 
(i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation ; 
( ii ) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated 

authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months.” ; 
(c) after rule 6 , the following rule shall be inserted , namely: 

“ 6A . Consultation .- ( 1) As soon as an application under rule 6 is accepted , and in any event before the 
initiation of any investigation , the Government of the exporting country , the products of which may be 


40 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (i )] 


subject to investigation , shall be invited for consultations to clarify the situation for the matters referred 
to in rule 6 so as to arrive at a mutually agreed solution. 
( 2 ) The Government of the exporting country , shall be afforded a reasonable opportunity to continue 
consultations , to clarify the factual situation so as to arrive at a mutually agreed solution , throughout 

the period of investigation .” ; 
(d ) in rule 11, in sub -rule ( 1), for clause (c ), the following clause shall be substituted , namely : - 

" (c) has been conferred on a limited number of persons or enterprises or industries or designated 

geographical regions, engaged in manufacturing, producing and exporting the article." ; 
(e) in rule 17 , in sub - rule (6 ) for the proviso , the following provisos shall be substituted , namely: 

“ Provided that the designated authority may obtain from the producer or importer information 
periodically to monitor the undertaking and take steps for onsite verification of the same, if required : 

Provided further that in case of any violation of an undertaking, the designated authority shall, 
as soon as possible, inform the Central Government of the violation of the undertaking and recommend 
immediate application of provisional measure using the best information available and in cases of 
violation , definitive duties may be levied in accordance with these rules on product entered for 
consumption notmore than ninety days before the application of such provisionalmeasures but no such 

retroactive assessment shall apply to imports entered before the violation of the undertaking.” ; 
(f) in rule 22 , in sub- rule (2 ), after the proviso the following proviso shall be inserted , namely: 

“ Provided further that notwithstanding anything contained in the foregoing proviso, in case of violation 
of such undertaking, the provisional duty shall be deemed to have been levied from the date of 

violation of the undertaking or such date as the Central Government may specify in each case.” ; 
(g) for rule 24 , the following rules shall be substituted , namely: - 

“ 24 . Review . - (1 ) Any countervailing duty imposed under section 9 of the Act shall remain in force so 
long as and to the extent necessary, to counteract subsidisation , which is causing injury . 
(2) The designated authority shall review the need for the continued imposition of countervailing duty , 
where warranted , on its own initiative or upon request by any interested party who submits necessary 
information substantiating the need for such review , and a reasonable period of time has elapsed since 
the imposition of the definitive countervailing duty and upon such review , the designated authority 
shall recommend to the Central Government for its withdrawal, when it comes to a conclusion that the 
injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said countervailing duty is 
removed or varied and is therefore no longer warranted . 
(3) Any definitive countervailing duty levied under the Act shall be effective for a period not exceeding 
five years from the date of its imposition . The designated authority may upon coming to a conclusion , 
on a review initiated before that period either on its own initiative or upon a duly substantiated request 
made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of 
that period , that the expiry of the said countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence 
of subsidisation and injury to the domestic industry , make recommendation for extending the period of 
such imposition in accordance with provisions of section 9 of the Act. 
(4 ) Any review initiated under sub -rule (1) shall be concluded within a period not exceeding twelve 
months from the date of initiation of such review . 
(5) The provisions of rules 6 , 7, 8 , 9, 10 , 11, 12 , 13, 16 , 17, 18 , 19, 20 , 22 and 23 shall apply mutatis 
mutandis in case of review . 
25. Circumvention of countervailing duties. - (1) Circumvention shall be considered as a change in 
the pattern of trade between any country and India or between individual companies in any other 
country , subject to measures and India , as a result of a practice , process or work for which there is 
insufficient cause or economic justification other than the imposition of the duty , and where there is 
evidence of injury or that the remedial effects of the duty are being undermined in terms of the prices 
or quantities or both of the like product, and that the imported like product or parts thereof or both still 
benefit from the subsidy as determined in original or previous determination . 
(2 ) The practice , process or work referred to in the sub - rule (1 ) includes, inter alia , 
(a ) where an article subject to countervailing duty is imported into India from any country including the 
country of origin or country of export notified for the purposes of levy of countervailing duty , in an 
unassembled , unfinished or incomplete form and is assembled , finished or completed in India or in any 
other country , such assembly , finishing or completion shall be considered to circumvent the 
countervailing in force if, 


[ HTHT II – 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(i) the operation started or increased after, or just prior to , the countervailing investigations and the 
parts and components are imported from the country of origin or country of export notified for 
purposes of levy of countervailing duty ; and 
(ii ) the value consequent to assembly, finishing or completion operation is less than thirty -five percent 
of the cost of assembled , finished or complete article . 
Explanation I. – ‘Value means the cost of assembled , complete or finished article less value of 
imported parts or components. 
Explanation II. - For the purposes of calculating the value , expenses on account of payments relating 
to intellectual property rights, royalty , technical know - how fees and consultancy charges, shall notbe 
taken into account. 

(b ) where an article subject to countervailing duty is imported into India from country of origin or 
country of export notified for the levy of countervailing duty after being subjected to any process 
involving alteration of the description , name or composition of an article , such alteration shall be 
considered to circumvent the countervailing duty in force if the alteration of the description or name or 
composition of the article subject to countervailing duty results in the article being altered in form or 
appearance even in minor forms regardless of the variation of tariff classification , if any ; 
(c) where an article subject to countervailing duty is imported into India through any exporter or 
producer or country not subject to countervailing duty, such exports shall be considered to circumvent 
the countervailing duty in force if the exporters or producers notified for the levy of countervailing duty 
change their trade practice , pattern of trade or channels of sales of the article in order to have their 
products exported to India through any exporter or producer or country not subject to countervailing 
duty ; 
(d ) any other manner where the countervailing duty so imposed is rendered ineffective . 
26 . Initiation of investigation to determine circumvention .- (1 ) Except as provided herein below , the 
designated authority may initiate an investigation to determine the existence and effect of any alleged 
circumvention of the countervailing duty levied under section 9 of the Act, upon receipt of a written 
application by or on behalf of the domestic industry . 
(2 ) The application shall , inter-alia , contain sufficient evidence as regards the existence of the 
circumstances to justify initiation of an anti - circumvention investigation . 
(3 ) Notwithstanding anything contained in sub - rule ( 1), the designated authority may initiate an 
investigation on its own initiative if it is satisfied from the information received from the 
Commissioner of Customs appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962 ) or any other source 
that sufficient evidence exists as to the existence of the circumstances pointing to circumvention of 
countervailing duty in force. 
(4 ) The designated authority may initiate an investigation to determine the existence and effect of any 
alleged circumvention of the countervailing duty in force : 

Provided that the designated authority shall notify the Government of the exporting country 
before proceeding to initiate such an investigation . 

(5 ) The provisions regarding evidence and procedure provided under rule 7 shall apply mutatis 
mutandis to any investigation carried out under this rule . 

(6 ) Any such investigation shall be concluded within twelve months and in no case more than eighteen 
months of the date of initiation of investigation for reasons to be recorded in writing by the designated 
authority . 
27 . Determination of circumvention.- ( 1) The designated authority, upon determination that 
circumvention of countervailing duty exists, may recommend imposition of existing countervailing 
duty to imports of articles found to be circumventing an existing countervailing duty or to imports of 
article originating in or exported from countries other than those which are already notified for the 
purpose of levy of the countervailing duty and such levy may apply retrospectively from the date of 
initiation of the investigation under rule 26 . 
(2 ) The designated authority shall issue a public notice recording its findings. 
( 3 ) The Central Government may, pursuant to the recommendations made by the designated authority , 
extend the countervailing duty to imports of article including imports of such article from the date of 
initiation of the investigation under rule 26 or such date as may be recommended by the designated 
authority. 
28 . Review of circumvention . - (1) The designated authority may , where warranted , review the need 
for the continued imposition of the countervailing duty on circumventing product or against the 


42 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (i )] 


circumventing country as applicable , either on its own initiative or, upon request by any interested 
party which submits necessary information substantiating the need for the review provided that a 
reasonable period of time has elapsed since the imposition of the measures , and upon such review make 
recommendations to the Central Government. 

( 2 ) Any review initiated under sub -rule ( 1) shall be concluded within a period not exceeding twelve 
months from the date of initiation of such review .” . 

[ E. No. 334/ 2/ 2020 -TRU] 

GAURAV SINGH, Dy. Secy . 
Note : The principal rules were notified vide Notification No . 1/ 1995 - Customs ( N. T ), dated the 1st January, 1995 , 

published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub - section (i), vide number 
G . S . R . 2 ( E ) , dated the 1st January ,1995 and was last amended by Notification No. 24/ 2006 -Customs 
(N . T ), dated the 1 % March , 2006 published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , 
Sub -section (i), vide number G .S .R . 123( E ), dated the 1st March , 2006 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 फरवरी , 2020 

सं . 01/ 2020-सीमाशुल्क (एसजी ) 
सा . का . नि . 75 ( अ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 8ख की 
उपधारा ( 1 ) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ ( सुरक्षापाय शुल्क पहचान और निर्धारण ) नियम , 1997 के नियम 12, नियम 14 

और नियम 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, 
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 01/ 2018 सीमाशुल्क ( एसजी), तारीख 30 जुलाई , 2018 
जो सा . का . नि . सं . 717( अ ) तारीख 30 जुलाई, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) में 
प्रकाशित की गई थी , का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-- 

उक्त अधिसूचना में "टैरिफ मद 8541 40 11 ” शब्द और अंक जहां -जहां वे आते हैं , के स्थान पर "टैरिफ मद 8541 
40 11 और 854140 12 " शब्द और अंक रखे जाएंगे । 

[ फा . सं . 334/ 2/ 2020 -टीआरयू ] 

गौरव सिंह, उप सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 01/ 2018- सीमाशुल्क ( एसजी ), तारीख 30 जुलाई, 2018 सा . का . नि . सं . 717( अ) तारीख 

30 जुलाई , 2018 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 उप - खंड (i) में प्रकाशित की गई थी । 


- 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 2nd February, 2020 

No. 01/2020 - Customs ( SG ) 
G . S .R . 75 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 8B of the Customs 
Tariff Act, 1975 ( 51 of 1975 ), read with rules 12, 14 and 17 of the Customs Tariff (Identification and 
Assessment of Safeguard Duty ) Rules, 1997 , the Central Government, on being satisfied that it is necessary in 
the public interest so to do , hereby makes the following amendments in the notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance ( Department of Revenue), No. 01/ 2018 -Customs (SG), dated the 30th July , 
2018 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - section (i), vide number G . S .R . 
717 ( E), dated the 30th July, 2018, namely: 


In the said notification , for the words and figures “ tariff item 8541 40 11 ” , wherever they occur, the 
words and figures “ tariff items 8541 40 11 and 8541 40 12 ” shall be substituted . 

[ E. No. 334 /2/ 2020-TRU] 
GAURAV SINGH , Dy. Secy . 


Note : The principal notification No. 01/2018 - Customs (SG ), dated the 30th July, 2018 was published in the 

Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3, Sub -section (i), vide number G .S .R . 717 (E ), dated the 
30th July, 2018. 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी , 2020 

सं . 03/ 2020-सीमाशुल्क (एडीडी ) 
सा . का. नि .76( अ). - केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51 ) की धारा 9क की 
उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , चीन जनवादी गणराज्य , ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया , 
ताइवान , कोरिया जनवादी गणराज्य और थाईलैंड में उद्भूत या से निर्यातित और भारत में आयातित उक्त अधिनियम की पहली 
अनुसूची की टैरिफ मद 2917 36 00 के अधीन आने वाले “प्यूरीफाइड टैरेप्थैलिक एसिड ” जिसके अंतर्गत “मध्यम , क्वालिटी 
टैरेप्थैलिक एसिड " और " क्वालीफाइड टैरेप्थैलिक एसिड ” के प्रकार भी हैं , पर अधिरोपित प्रतिपाटित शुल्क का प्रतिसंहरण करती 
है और नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचनाएं जो 
उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी सा . का . नि . संख्यांक द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , 
उप - खंड ( i) में प्रकाशित की गई थीं उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है , 
का विखंडन करती है, अर्थात् : 


सारणी 


क्र . सं . 


( 1 ) 


अधिसूचना संख्यांक 

( 2) 
| 28/ 2016-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 5 जुलाई, 2016 
| 28 / 2019- सीमाशुल्क ( एडीडी), तारीख 24 जुलाई , 2019 


1. 
2. 


सा . का . नि . संख्यांक 

( 3) 
664( अ) तारीख 5 जुलाई, 2016। 
524( अ) तारीख 24 जुलाई , 2019 । 
[ फा . सं. 334/2/ 2020-टीआरयू] 

गौरव सिंह, उप सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February, 2020 

No. 03 /2020 -Customs (ADD ) 
G .S .R . 76 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -sections (1 ) and (5 ) of section 9A of the 
Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), the Central Government revokes the anti- dumping duty imposed on 
“ Purified Terephthalic Acid ” including its variants “Medium Quality Terephthalic Acid ” and “ Qualified 
Terephthalic Acid ” , falling under tariff item 2917 36 00 of the First Schedule to the said Act, originating in or 
exported fromthe People s Republic of China, Iran, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Korea RP and Thailand , and 
imported into India and hereby rescinds the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) as specified in column (2 ) of the Table below , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section (i), vide corresponding number G .S . R . as specified in column (3 ) 
of the said Table, except as respects things done or omitted to be done before such rescission , namely : 


TABLE 


S . No . 


Notification Number 


G . S . R . Number 


___ ( 1 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 
28/ 2016 - Customs( ADD), dated the 5th July, 2016 
28/ 2019 -Customs( ADD), dated the 24th July, 2019 


2. 


664( E ), dated the 5th July, 2016 . 
524( E ), dated the 24th July, 2019 . 

[ E. No. 334/2/ 2020 -TRU] 
GAURAV SINGH , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

of Publications, Delhi- 110054 . ALOK KUMAR Date:2020.02.03 10:05:51 + 05 30" 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


IM 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date: 2020.02.03 10:05:51 + 05 30 


